रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, शुक्रवार , मार्च 24, 2017 / चैत्र 3 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24 , 2017 /CHAITRA 3, 1939 


सं . 109 ] 
No . 109 ] 


हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय 
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अधीन स्थापित ) 

अधिसूचना 

धर्मशाला, 24 जुलाई, 2010 
सं . 3 - 3 / के . वि . हि . प्र. / जीए / 2010 / खण्ड - II. - - निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित 
किया जाता है : - - 

सर्वसुलभ और उत्कृष्ट उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर 

विश्वविद्यालय के अध्यादेश 
संख्या 01 से 13 तक 

अध्यादेश सं . 1 
अध्ययन स्कूलों के अन्तर्गत विभागों और अध्ययन केन्द्रों का निर्धारण 

[ केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियमों का परिनियम 15(5 )( क )] 
प्रत्येक अध्ययन स्कूलों के अन्तर्गत विभागों और अध्ययन केन्द्रों को इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं : 

चिकित्सा विज्ञान स्कूल 
विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालय 


i ) चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय 


ii) दंत चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय 

अध्ययन विभाग 
i) ऐसे विभाग जो समय - समय पर परिनियमों के अधीन और अध्यादेश के समनुदेशन के अनुसार स्थापित किए 

जाएं । 
अध्ययन केन्द्र 


_____ i) ऐसे केन्द्र जो समय - समय पर स्थापित और अध्यादेश द्वारा समनुदेशित किए जाएं । 


1697 GI/ 2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


स्वास्थ्य एवं सम्बद्ध विज्ञान स्कूल 

अध्ययन विभाग 
i ) नर्सिंग एवं रोगी देखभाल विभाग 


ii) शारीरिक चिकित्सा विभाग 


iii ) पुनर्वास विज्ञान विभाग 
iv) भैषज विज्ञान विभाग 


v ) रोग विज्ञान एवं नैदानिक विज्ञान विभाग 


vi) पोषण एवं आहार प्रौद्योगिकी विभाग 
vii) ऐसे विभाग जो समय - समय पर परिनियमों के अधीन और अध्यादेश के समनुदेशन के अनुसार स्थापित किए जाएं । 

अध्ययन केन्द्र 


ख ) 


i) अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान केन्द्र 


ii ) चिकित्सालय एवं स्वास्थ्यरक्षण प्रबंधन केन्द्र 
iii ) ऐसे केन्द्र जो समय - समय पर स्थापित और अध्यादेश द्वारा समनुदेशित किए जाएं । 


अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्कूल 

अध्ययन विभाग 
i) सिविल एवं पर्यावरणीय अभियांत्रिकी विभाग 
ii) विद्युत अभियांत्रिकी एवं ऊर्जा प्रौद्योगिकी विभाग 
iii ) इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग 
iv ) यांत्रिकी एवं वांतरिक्ष अभियांत्रिकी विभाग 


v ) रसायनिक अभियांत्रिकी एवं रसायनिक प्रौद्योगिकी विभाग 
vi ) कंप्यूटर अभियांत्रिकी एवं रोबोटिक्स विभाग 
vii ) भैषज प्रौद्योगिकी विभाग 


viii ) जैव प्रौद्योगिकी एवं जीनोम विभाग 


ix ) ऐसे विभाग जो समय - समय पर परिनियमों के अधीन और अध्यादेश के समनुदेशन के अनुसार स्थापित किए जाएं । 

अध्ययन केन्द्र 
i ) नवोत्पन्न प्रौद्योगिकियां एवं नवप्रवर्तन केन्द्र 
ii) भूकंप विज्ञान एवं अभियांत्रिकी केन्द्र 
iii) कौशल विकास एवं सामुदायिक पॉलीटेक्निक केन्द्र 
iv ) ऐसे केन्द्र जो समय - समय पर स्थापित और अध्यादेश द्वारा समनुदेशित किए जाएं । 
योजना, वास्तुकला और अभिकल्प स्कूल 

अध्ययन विभाग 
i) वास्तुकला विभाग 
ii) भूदृश्य वास्तुकला विभाग 
iii ) आंतरिक अभिकल्प विभाग 
iv ) योजना विभाग 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


v ) अभिकल्प विभाग 


vi ) ऐसे विभाग जो समय - समय पर परिनियमों के अधीन और अध्यादेश के समनुदेशन के अनुसार स्थापित किए जाएं । 


अध्ययन केन्द्र 


i) शहरी नवीकरण और वास्तुकला संरक्षण केन्द्र 
ii ) ऐसे विभाग जो समय - समय पर परिनियमों के अधीन और अध्यादेश के समनुदेशन के अनुसार स्थापित किए 

जाएं । 
भौतिक एवं पदार्थ विज्ञान स्कूल 

अध्ययन विभाग 
i) भौतिकी एवं खगोल विज्ञान विभाग 
ii ) माईक्रोवेव एवं इलेक्ट्रानिक विभाग 
iii) रसायन एवं रसायनिक विज्ञान विभाग 
iv) नैनोविज्ञान एवं पदार्थ विभाग 


ख ) 


क ) 


v ) ऐसे विभाग जो समय - समय पर परिनियमों के अधीन और अध्यादेश के समनुदेशन के अनुसार स्थापित किए 

जाएं । 
अध्ययन केन्द्र 
i ) ऊर्जा अध्ययन केन्द्र 
ii ) भौतिक एवं पदार्थ विज्ञान में विश्लेषणात्मक तकनीक संबंधी केन्द्र 
iii ) मूल विज्ञान में अंतरविषयक अनुसंधान केन्द्र 
iv ) ऐसे केन्द्र जो समय - समय पर स्थापित और अध्यादेश द्वारा समनुदेशित किए जाएं । 

जैविक विज्ञान स्कूल 

अध्ययन विभाग 
i) जन्तु विज्ञान विभाग 
ii) पादप विज्ञान विभाग 
iii ) संरचनात्मक जीव -विज्ञान विभाग 
iv) सूक्ष्मजैविकी विभाग 
v) जैव रसायन एवं अणुजैविकी विभाग 
vi) ऐसे विभाग जो समय - समय पर परिनियमों के अधीन और अध्यादेश के समनुदेशन के अनुसार स्थापित किए 

जाएं । 
अध्ययन केन्द्र 


ख ) 


i) अभिकलनात्मक जीव विज्ञान एवं जैवसूचना विज्ञान केन्द्र 
ii) मानव जैविक रसायन एवं अनुवांशिक विज्ञान केन्द्र 
iii ) जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी एवं जैव - अभियांत्रिकी केन्द्र 
iv ) ऐसे केन्द्र जो समय - समय पर स्थापित और अध्यादेश द्वारा समनुदेशित किए जाएं । 
पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान स्कूल 

अध्ययन विभाग 
_ i) भू -विज्ञान विभाग 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


ii) भूगोल विभाग 
iii ) पर्यावरण विज्ञान विभाग 
iv) वायुमंडलीय एवं भूमंडलीय विज्ञान विभाग 
v ) ऐसे विभाग जो समय - समय पर परिनियमों के अधीन और अध्यादेश के समनुदेशन के अनुसार स्थापित किए जाएं । 

अध्ययन केन्द्र 
i) जलवायु परिवर्तन , महासागरीय विज्ञान एवं हिमनद अध्ययन केन्द्र 
ii ) जल विज्ञान एवं जलीय ऊर्जा केन्द्र 
iii ) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं मानव पारिस्थितकी केन्द्र 
iv) ऐसे केन्द्र जो समय - समय पर स्थापित और अध्यादेश द्वारा समनुदेशित किए जाएं । 

गणित , कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी स्कूल 
अध्ययन विभाग 


i) 


गणित विभाग 


ii ) सांख्यिकी एवं बीमांकिक विज्ञान विभाग 
iii ) कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना विज्ञान विभाग 
iv ) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग 
v ) ऐसे विभाग जो समय - समय पर परिनियमों के अधीन और अध्यादेश के समनुदेशन के अनुसार स्थापित किए जाएं 


अध्ययन केन्द्र 


i ) मल्टी - मीडिया प्रणाली विकास केन्द्र 


ii ) ऐसे केन्द्र जो समय - समय पर स्थापित और अध्यादेश द्वारा समनुदेशित किए जाएं । 
मानविकी एवं भाषा स्कूल 

अध्ययन विभाग 
i) दर्शनशास्त्र एवं मानव मूल्य विभाग 
ii ) तुलनात्मक धर्म एवं सभ्यता विभाग 
iii) इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग 
iv ) भाषा विज्ञान एवं व्युत्पत्ति विज्ञान विभाग 
v) अंग्रेजी एवं यूरोपीय भाषा विभाग 
vi ) हिंदी एवं भारतीय भाषा विभाग 
vii ) संस्कृत और पाली विभाग 
viii ) उर्दू विभाग 
xi ) ऐसे विभाग जो समय - समय पर परिनियमों के अधीन और अध्यादेश के समनुदेशन के अनुसार स्थापित किए जाएं । 

अध्ययन केन्द्र 
i) संचार एवं भाषा प्रयोगशाला केन्द्र 
ii ) तुलनात्मक साहित्य एवं अनुवाद अध्ययन केन्द्र 


iii ) भारत - अरब एवं ईरानी अध्ययन केन्द्र 


iv ) भारत - तिब्बत एवं चीनी भाषा अध्ययन केन्द्र 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10 ) 


v ) ऐसे केन्द्र जो समय - समय पर स्थापित और अध्यादेश द्वारा समनुदेशित किए जाएं । 

समाज विज्ञान स्कूल 

अध्ययन विभाग 
i) अर्थशास्त्र एवं लोकनीति विभाग 
ii ) राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग 
iii) लोकनीति एवं सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन विभाग 
iv ) समाजशास्त्र एवं समाज नृविज्ञान विभाग 
v) समाज कार्य विभाग 


vi ) मनोविज्ञान एवं व्यवहार विज्ञान विभाग 


vii ) परिवार एवं सामुदायिक विज्ञान विभाग 
viii ) ऐसे विभाग जो समय - समय पर परिनियमों के अधीन और अध्यादेश के समनुदेशन के अनुसार स्थापित किए 

जाएं । 
अध्ययन केन्द्र 
i) शांति अध्ययन एवं मतभेद समाधान केन्द्र 
ii ) दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र 


ख ) 


iii) रक्षा एवं रणनीति अध्ययन केन्द्र 


iv ) सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशी नीति अध्ययन केन्द्र 
v ) महिला संबंधी अध्ययन केन्द्र 


vi ) दलित एवं अल्पसंख्यक संबंधी अध्ययन केन्द्र 


vii) ग्रामीण एवं जनजाति संबंधी अध्ययन केन्द्र 


viii ) ऐसे केन्द्र जो समय - समय पर स्थापित और अध्यादेश द्वारा समनुदेशित किए जाएं । 


11 ) 


शिक्षा स्कूल 


अध्ययन विभाग 


i) शैक्षिक अध्ययन विभाग 
ii) अध्यापक शिक्षा विभाग 


iii) विशेष शिक्षा विभाग 


iv ) आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विभाग 
v) ऐसे विभाग जो समय - समय पर परिनियमों के अधीन और अध्यादेश के समनुदेशन के अनुसार स्थापित किए 

जाएं । 
अध्ययन केन्द्र 


i) शिक्षा नीति अनुसंधान केन्द्र 
ii ) शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तन केन्द्र 
iii) ऐसे केन्द्र जो समय - समय पर स्थापित और अध्यादेश द्वारा समनुदेशित किए जाएं । 

व्यवसाय एवं प्रबंधन विज्ञान स्कूल 
अध्ययन विभाग 


12) 


i) लेखा तथा वित्त विभाग 


ii ) मानव संसाधन प्रबंधन एवं संगठनात्मक व्यवहार विभाग 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


iii) उत्पादन एवं प्रचालन प्रबंधन विभाग 
iv) विपणन एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विभाग 
v ) प्रबंधन विज्ञान विभाग 
vi) परिवर्तन प्रबंधन एवं संगठन विकास विभाग 


vii) अंतरराष्ट्रीय व्यापार , व्यवसाय एवं वित्त विभाग 


viii) ऐसे विभाग जो समय - समय पर परिनियमों के अधीन और अध्यादेश के समनुदेशन के अनुसार स्थापित किए जाएं । 


अध्ययन केन्द्र 
i) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व , नैतिकता एवं कॉर्पोरेट शासन केन्द्र 
ii) उद्यमशीलता एवं प्रवर्तन केन्द्र 
iii ) ऐसे केन्द्र जो समय - समय पर स्थापित और अध्यादेश द्वारा समनुदेशित किए जाएं । 

पर्यटन, यात्रा एवं आतिथ्य प्रबंधन स्कूल 
अध्ययन विभाग 


क ) 


i) 


पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन विभाग 


ii ) होटल एवं आतिथ्य प्रबंधन विभाग 


iii) आयोजन, व्यापार मेला एवं प्रदर्शनी प्रबंधन विभाग 


iv ) ऐसे विभाग जो समय - समय पर परिनियमों के अधीन और अध्यादेश के समनुदेशन के अनुसार स्थापित कि जाएं । 

अध्ययन केन्द्र 
i) पारिस्थितिकीय, साहसिक खेलादि , स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक पर्यटन संवर्धन संबंधी केन्द्र 
ii) ऐसे केन्द्र जो समय - समय पर स्थापित और अध्यादेश द्वारा समनुदेशित किए जाएं । 

ललित कला एवं कला शिक्षा स्कूल 

अध्ययन विभाग 
i) अभिनय कला विभाग 
ii ) दृश्य कला विभाग 
iii) कला इतिहास , कला शिक्षा एवं कला विवेचना विभाग 
iv ) ऐसे विभाग जो समय - समय पर परिनियमों के अधीन और अध्यादेश के समनुदेशन के अनुसार स्थापित किए 
जाएं । 

अध्ययन केन्द्र 
i) पहाड़ी भाषा, कला, संस्कृति एवं हस्तशिल्प लौकिकीकरण और संरक्षण केन्द्र 
ii) ऐसे केन्द्र जो समय - समय पर स्थापित और अध्यादेश द्वारा समनुदेशित किए जाएं । 


पत्रकारिता, जनसंचार एवं नव मीडिया 

अध्ययन विभाग 
i) पत्रकारिता एवं सृजनात्मक लेखन विभाग 
ii ) जनसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग 
iii) फोटोग्राफी, फिल्म एवं टेलीविजन विभाग 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


iv ) विज्ञापन और विपणन संचार विभाग 
v) ऐसे विभाग जो समय - समय पर परिनियमों के अधीन और अध्यादेश के समनुदेशन के अनुसार स्थापित किए जाएं । 

अध्ययन केन्द्र 


i) मीडिया अध्ययन एवं विकास संचार केन्द्र 
ii) ऐसे केन्द्र जो समय - समय पर स्थापित और अध्यादेश द्वारा समनुदेशित किए जाएं । 
विधि एवं न्याय शास्त्र स्कूल 

अध्ययन विभाग 


16 ) 


i ) 


संवैधानिक विधि विभाग 


ii ) प्रशासनिक विधि विभाग 
iii ) दंड - विधि विभाग 
iv) कॉर्पोरेट एवं कराधान विधि विभाग 
v ) श्रम - विधि एवं औद्योगिकी संबंध विभाग 


vi) अंतरराष्ट्रीय विधि विभाग 
vii ) स्वीय विधि विभाग 


viii ) ऐसे विभाग जो समय - समय पर परिनियमों के अधीन और अध्यादेश के समनुदेशन के अनुसार स्थापित किए जाएं । 


ख ) 


__ अध्ययन केन्द्र 
i) तुलनात्मक विधि एवं न्यायशास्त्र केन्द्र 
ii) साइबर विधि एवं साइबर अपराध अध्ययन केन्द्र 


iii) विश्व व्यापार संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन एवं बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी विधि केन्द्र 


vi) मानवाधिकार केन्द्र 
v ) पर्यावरणीय विधि केन्द्र 


vi ) ऐसे केन्द्र जो समय - समय पर स्थापित और अध्यादेश द्वारा समनुदेशित किए जाएं । 


17) 


शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा एवं खेलकूद स्कूल 


अध्ययन विभाग 
i) खेलकूद विभाग 
ii ) इंडोर क्रीड़ा एवं खेलकूद विभाग 
iii ) कोर्ट क्रीड़ा एवं खेलकूद विभाग 
vi ) फील्ड क्रीड़ा एवं खेलकूद विभाग 
v) जल क्रीड़ा विभाग 
vi) घुड़सवारी विभाग 
vii ) निशानेबाजी एवं तीरंदाजी विभाग 
viii) साहसिक खेल एवं ट्रेकिंग विभाग 
xi ) ऐसे विभाग जो समय - समय पर परिनियमों के अधीन और अध्यादेश के समनुदेशन के अनुसार स्थापित किए जाएं । 

अध्ययन केन्द्र 
i) खेल मनोविज्ञान केन्द्र 
ii) खेल चिकित्सा केन्द्र 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


iii ) खेल भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरॉपी) केन्द्र 
iv) योग एवं स्वस्थता संबंधी रहन - सहन एवं आहार संबंधी अध्ययन केन्द्र 
v) ऐसे केन्द्र जो समय - समय पर स्थापित और अध्यादेश द्वारा समनुदेशित किए जाएं । 


अध्यादेश सं . 2 
विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश 

[ केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28( 1)(1 )] 
1. प्रवेश से संबंधित सामान्य नियम 
क ) विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग के व्यक्तियों एवं सभी जाति, मत , प्रजाति या वर्ग के लिए खुला होगा तथा विश्वविद्यालय के 
अध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाने या उसमें कोई पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश या वहाँ से शिक्षा 
ग्रहण करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपयोग या प्रयोग में किसी व्यक्ति की हकदारी में किसी परीक्षा में किसी धार्मिक 
विश्वास या वृत्ति के आधार पर भेदभाव करना विश्वविद्यालय के लिए विधिसम्मत नहीं होगा । 
ख ) विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय का अखिल भारतीय स्वरूप तथा शिक्षण एवं अनुसंधान के उच्च मानकों को बनाए रखा 
जाएगा और विद्यार्थियों का प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा एकल रूप से अथवा अन्य विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त रूप से संचालित 
राष्ट्र स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पूर्णतया मेरिट के अनुसार किया जाएगा । 
ग ) राष्ट्र स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का लक्ष्य विद्यार्थियों द्वारा उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी के ज्ञान, अर्थग्रहण और 
अभिक्षमता मूल्यांकन और अभ्यर्थी की मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा, विगत शैक्षणिक निष्पादन, मौखिक परीक्षा, सामुहिक परीक्षा 
और वैयक्तिक साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंक के आधार पर किया जाएगा । 
घ ) सभी अध्ययन कार्यक्रमों का शैक्षणिक कैलेण्डर और कक्षाओं का प्रारंभ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी ) और / या अन्य 
राष्ट्रीय स्तर के विनियामक निकायों द्वारा समय - समय पर जारी और उसमें संशोधन के बाद जारी दिशानिर्देशों / विनियमों के 
अनुसार होगा । 
ड .) अध्ययन कार्यक्रमों की न्यूनतम और अधिकतम अवधि को यूजीसी और अन्य राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा समय - समय पर 
निर्धारित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा और प्रोस्पेक्टस (विवरण पत्रिका) में 
अधिसूचित किया जाएगा । 
च ) किसी भी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी पूर्णकालिक अध्ययन कार्यक्रम में अध्ययनरत है, विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति 
और स्पष्ट आदेश के बिना रोजगार प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 


बशर्ते आगे यह कि जो अभ्यर्थी प्रवेश के समय पहले से ही कार्यरत है, अपने नियोक्ता से तीस दिनों के अंदर मूल 
प्रमाणपत्र जमा कराएगा कि उसके नियोक्ता ने इस विश्वविद्यालय के अध्ययन कार्यक्रम हेतु अध्ययन कार्यक्रम की पूरी अवधि के 
दौरान अध्ययन के लिए अभ्यर्थी को छुट्टी प्रदान कर दी है । 
ii . बशर्ते यह कि उपर्युक्त से अभ्यर्थी को अनिवार्य या वैकल्पिक कार्य / स्थानन के लिए कोई निषेध, वर्जन या छूट प्राप्त 
नहीं होगा यदि उसने जिस अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश लिया है, उसको पूरा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक होगा । 
छ ) किसी भी अभ्यर्थी, जो विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक अध्ययन कार्यक्रम में अध्ययनरत है, को इस विश्वविद्यालय या कोई अन्य 
शिक्षण संस्थानों से किसी अन्य डिग्री के लिए कोई अन्य नियमित परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी । तथापि विद्यार्थी को 
जीविकोन्मुख दक्षता / सर्टिफिकेट / डिप्लोमा कार्यक्रमों को नियमित कार्यक्रम के साथ - साथ हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय या 
किसी अन्य विश्वविद्यालय / शैक्षिक संस्थानों / बोर्ड इत्यादि से पाठ्यक्रम ( कोर्स ) करने की पात्रता होगी । । 
ज ) किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने प्रवेश प्राप्त करने के लिए झूठ या गलत विवरण 
अथवा झूठ या गलत सूचना दी है या प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी कपटपूर्ण साधनों का इस्तेमाल किया है, तो अभ्यर्थी का 
नाम विश्वविद्यालय की नामावली से हटा दिया जाएगा । 
झ) विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी विश्वविद्यालय के किसी एक हॉल ऑफ रेसिडेंस होस्टल या नॉन रेसीडेंट स्टूडेंट सेंटर 
का सदस्य होगा । 
ञ ) किसी अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी को प्रथम सत्र में उपस्थिति की कमी के कारण रोक दिया जाता है , वह तब से 
विश्वविद्यालय का छात्र नहीं रहेगा । ऐसे विद्यार्थी को फिर से प्रवेश लेना होगा और उसे प्रवेश से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को पूरा 
करना होगा । 
2. प्रवेश के लिए आवेदन 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क ) सभी प्रवेश , प्रवेश - अधिसूचना और जारी किए गए विवरण पत्रिका के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों के आधार पर किए जाएंगे । 
विश्वविद्यालय, शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों पर कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन के अनुसार अपनी विवरण पत्रिका प्रकाशित 
करेगा । 
ख ) प्रवेश के लिए आवेदन पत्र के साथ किसी खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट / पे – आर्डर (हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय को देय ) 
के रूप में अप्रतिदेय आवेदन शुल्क या निर्धारित चैनलों के माध्यम से विश्वविद्यालय को नकद अंतरण से प्रेषित शुल्क की रसीद या 
निर्धारित बैंकों से प्राप्त नकद रसीद अवश्य संलग्न होनी चाहिए : 
ग ) विश्वविद्यालय किसी एक स्तर के लिए सभी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकल संयुक्त आवेदन फॉर्म निर्धारित करेगा । अर्थात् 
स्नातक ( यूजी) स्तर के सभी अध्ययन कार्यक्रमों के लिए एकल संयुक्त आवेदन , स्नातकोत्तर स्तर के सभी अध्ययन कार्यक्रम के 
लिए एकल संयुक्त आवेदन और अनुसंधान उपाधि ( आरडी) में प्रवेश के लिए एक एकल संयुक्त आवेदन फॉर्म होगा । 
घ ) प्रवेश के लिए आवेदकों को आवेदन फॉर्म में वरीयता के आधार पर अध्ययन कार्यक्रमों के विकल्प को भरना होगा और पूर्णतया 
मेरिट के आधार पर आवेदकों द्वारा वरीयता के अनुसार चयन मानदण्ड में प्राप्त समेकित अंक पर प्रवेश दिया जाएगा । 
3. विवरण - पत्रिका ( प्रोस्पेक्टस ) 
क ) विवरण - पत्रिका को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और प्रमुख राष्ट्रीय समाचारपत्रों में विज्ञापनों के 
माध्यम से वेबसाइट में इस प्रकार के प्रकाशन के बारे में सामान्य जनता का ध्यान आकर्षित किया जाएगा । प्रवेश के लिए 
आवेदन - पत्र के साथ विवरण - पत्रिका की मुद्रित प्रतियां भी नाममात्र कीमत पर उपलब्ध कराई जाए । विवरण - पत्रिका की कीमत 
और आवेदन पत्र के शुल्क को शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों पर कार्यकारिणी परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा । 
ख ) विवरण - पत्रिका की सामग्री शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों पर कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन के अनुसार तैयार किया 
जाएगा और इसमें मोटे तौर पर कम से कम निम्नलिखित शामिल होना चाहिए: 
i. जिस शैक्षणिक वर्ष के प्रवेश के लिए आवेदन - पत्रों को आमंत्रित किया जाता है, प्रत्येक अध्ययन कार्यक्रम के लिए अनुमोदित 
स्थान / सीटों की संख्या और आवेदन - पत्र प्राप्ति के प्रारंभ की तिथि और अंतिम तिथि । 
ii. प्रवेश के लिए आवेदन - पत्रों को जारी करने और प्राप्ति जमा कराने की प्रक्रिया सहित प्रवेश फॉर्मों के जारी होने और प्राप्ति 
का समय और तिथि । 


iii. संस्था द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किसी अध्ययन कार्यक्रम के लिए न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक योग्यता और विद्यार्थी के रूप में प्रवेश 
के लिए व्यक्ति की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा सहित पात्रता की शर्ते । 
iv. प्रवेश तथा प्रवेश के लिए आवेदन करने वालों में पात्र अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया, जिसमें प्रत्येक अध्ययन कार्यक्रम में 
प्रवेश के लिए ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के लिए परीक्षा या जाँच के विवरण के संबंध में सभी प्रासंगिक सूचना और प्रवेश परीक्षा के 
लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्क की राशि शामिल होनी चाहिए । 
v. विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों द्वारा किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम को करने के लिए देय शुल्क के सभी 
अवयव , जमा राशि तथा अन्य प्रभार और ऐसे भुगतान के अन्य निबंधन और शर्ते । 
vi. विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी द्वारा अध्ययन कार्यक्रम में पाठ्यक्रम के पूरा होने से पहले या बाद में वह ऐसी संस्था 
को छोड़ता है तो लौटाए जाने वाले शिक्षण शुल्क की प्रतिशतता और अन्य प्रभार और यह विद्यार्थी को कितने समय के अंदर और 
किस तरीके से वापस किया जाएगा । 
vii . अध्यापन संकायों का विवरण जिसमें अपने अध्यापन संकाय के प्रत्येक सदस्य की शैक्षिक योग्यताओं और अध्यापन अनुभव और 
उसमें यह इंगित करना कि क्या ये सदस्य नियमित आधार पर हैं या विजिटिंग ( अभ्यागत) सदस्य हैं । 
viii. भौतिक तथा शैक्षणिक अवसंरचना और छात्रावास, पुस्तकालय तथा अस्पताल या उद्योग जहां विद्यार्थियों को व्यावहारिक 
प्रशिक्षण दिया जाता है तथा विशेषकर संस्था में प्रवेश के बाद विद्यार्थियों को प्राप्त सुविधाओं सहित अन्य सुविधाओं के बारे में 
सूचना । 
ix प्रत्येक अध्ययन कार्यक्रम के लिए निर्धारित पाठ्य विवरण की बाहरी रूपरेखा जिसके अन्तर्गत अध्यापन घंटे , प्रैक्टिकल सत्रों 
और अन्य दत्त कार्यों का विवरण । 


x विद्यार्थियों द्वारा संस्था के परिसर के अंदर अथवा बाहर अनुशासन बनाए रखने के संबंध में सभी प्रासंगिक अनुदेश, जिसमें 
किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों के रैगिंग संबंधी निषेध के प्रावधान शामिल हों । 
4. प्रवेश के लिए सीटों (स्थानों ) में आरक्षण 
क . विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों (स्थानों का आरक्षण) अधिनियम 2009 तथा इसमें समय - समय पर संशोधन से 
प्राप्त अधिदेश के अनुसार प्रवेश में आरक्षण का अनुपालन किया जाएगा । इसके अलावा, विश्वविद्यालय विकलांग व्यक्तियों ( समान 
अवसर, अधिकारों की रक्षा और संपूर्ण सहभागिता ) अधिनियम, 1955 के अनुसार सभी अध्ययन कार्यक्रमों के प्रवेश में भी आरक्षण 
का अनुपालन करेगा । तदनुसार, विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए सभी अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्थानों में 
आरक्षण इस प्रकार दिया जाएगा : 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


15.0 % 


i. अनुसूचित जाति श्रेणी 
ii . अनुसूचित जनजाति श्रेणी 
iii. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी 


07. 5 % 


27.0 % 


iv. विकलांग व्यक्तियों 

03.0 % 
ख . आरक्षित श्रेणियों के अन्तर्गत प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित अपेक्षित शर्तों को पूरा करना 
आवश्यक होगा । आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति / जनजाति / नॉन -क्रिमी 
लेयर प्रमाणपत्र अवश्य संलग्न करना होगा । अपेक्षित प्रमाणपत्रों के बिना प्राप्त आवेदन - पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा । 
ग . आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में प्रवेश की अर्हता रखता है तो उसे सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा । 
यदि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी नहीं होंगे तो इन स्थानों पर अनुसूचित जाति 
के उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा और यदि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी 
नहीं होंगे तो इन स्थानों पर अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा । 
5. न्यूनतम पात्रता शर्ते : 
क . विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता शर्तों सहित प्रवेश के लिए अर्हता, आयु सीमा और इसमें छूट , यदि 
कोई हो , को शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित तथा प्रत्येक वर्ष विवरण - पत्रिका में अधिसूचित किया जाएगा । 
ख . स्नातक ( यूजी ) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए , इस समय शैक्षणिक परिषद द्वारा यथा अनुमोदित न्यूनतम पात्रता अपेक्षाएं और चयन 
मानदंड इस प्रकार है : 
क्रम सं . अध्ययन कार्यक्रम 

न्यूनतम पात्रता अपेक्षाएं 
1 . स्नातक ( यूजी) 

कार्यक्रम मान्यता प्राप्त विद्यालय समिति से 10 + 2 अर्हता अथवा 
विनिर्दिष्ट विषय में समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50 % अंक अथवा 
समकक्ष ग्रेड 


क्रम स . 


अध्ययन कार्यक्रम 
स्नातकोत्तर (पीजी) 


2. 


न्यूनतम पात्रता अपेक्षाएं 
कार्यक्रम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक / यूजी डिग्री 
अथवा विनिर्दिष्ट विषय में समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50 % अंक 
अथवा समकक्ष ग्रेड । 
( आरडी ) कार्यक्रम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 
निष्णात / पीजी डिग्री अथवा विनिर्दिष्ट विषय में समकक्ष परीक्षा में 
न्यूनतम 60 % अंक अथवा समकक्ष ग्रेड । 


| अनुसंधान डिग्री 


6. न्यूनतम अर्हता अंकों में छूट 
क. अनुसूचित जाति, जनजाति और विकलांग श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों में अधिकतम 5 % की छूट दी 
जाएगी । 
7. चयन के लिए मानदंड 
क . किसी अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक सभी आवेदकों को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट संगत एकल संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 
उपस्थित होना और अर्हता प्राप्त करना होगा : 
क्रम सं . संगत एकल संयुक्त प्रवेश परीक्षा 
निम्नलिखित में प्रवेश के लिए 

विनिर्दिष्ट संगत परीक्षा 
यूजी कार्यक्रम 

| हीट : उच्चतर शिक्षा प्रवेश परीक्षा 
पीजी कार्यक्रम 

फीट : उत्तरोत्तर शिक्षा प्रवेश परीक्षा 
आरडी कार्यक्रम 

ट्रीट : अनुसंधान प्रवेश अभिक्षमता परीक्षा 


ख. ऊपर विनिर्दिष्ट संगत एकल संयुक्त परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर सीटों की संख्या के तीन गुना संख्या के बराबर 
अभ्यर्थियों को वैयक्तिक साक्षात्कार / समूह चर्चा/ इंटरैक्शन के लिए बुलाया जाएगा । 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ग. केवल सम्मिश्र स्कोर की मेरिट के आधार पर ही प्रवेश के लिए अंतिम चयन किया जाएगा जिसका निर्धारण इस प्रकार होगा : 
क्रम सं . सम्मिश्र अंक के विभिन्न अवयवों का भारांक 
अवयव 

यूजी पीजी 

आरडी 
____ 1. यथा प्रयोज्य, हीट / फीट / ट्रीट में प्राप्त | 50 % 

50 % 

50 % 
अंक 


10 वीं के अंक का प्रतिशत 


15 % 


10 % 


10 % 


10 + 2 के अंक का प्रतिशत 


10 % 


10 % 


यूजी डिग्री में अंक का प्रतिशत 


20 % 
लागू नहीं 
लागू नहीं 


10 % 


20 % 
लागू नहीं 


पीजी डिग्री में अंक का प्रतिशत 


10 % 


. 


| वैयक्तिक साक्षात्कार / समूह चर्चा 


15 % 


10 % 


10 % 


कुल 


100 % 


100 % 


100 % 


घ. हीट, फीट एवं ट्रीट के पाठ्य विवरण , व्याप्ति और विभिन्न अवयवों का भारांक 
i. विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए यथा प्रयोज्य हीट / फीट / ट्रीट का पाठ्य विवरण , 
व्याप्ति , विभिन्न अवयवों के भारांक , अवधि और डिग्री तथा परीक्षा का स्तर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित तथा विवरण पत्रिका में 
विधिवत निर्धारित और अधिसूचित किया जाएगा । 
ii . तथापि मोटे तौर पर, हीट / फीट / ट्रीट परीक्षा अभिक्षमता आधारित 2 से 3 घंटों की अवधि की होगी । समय , तिथि 
और केन्द्रों को विश्वविद्यालय की विवरण पत्रिका में अधिसूचित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, हीट / फीट / ट्रीट परीक्षा में 
सामान्यतः बहु - वैकल्पिक प्रश्न (एम. सी . क्यू .) होंगे जिसका लक्ष्य निम्नलिखित के संदर्भ में अभ्यर्थियों के ज्ञान , अभिक्षमता और 
कौशल का मूल्यांकन करना होगा : 
1. मौखिक योग्यता : इसका उद्देश्य अभ्यर्थी की व्याकरण और अंग्रेजी प्रयोग के मूल नियमों की समझ का परीक्षण करना 
है । इस खण्ड में सर्वनाम , अस्थानस्थ रूपांतरक (मिस्प्लेस्ट मोडिफायर), कर्ता-क्रिया अनुरूपता, समानांतर वाक्य 
निर्माण / शब्द - विन्यास, क्रिया , परिमाणक (क्वांटीफायर ), तुलनात्मक और मुहावरेदार अभिव्यक्ति , शब्द भंडार , पर्यायवाची और 
विपरितार्थक शब्द और वाक्य पूर्ण करना शामिल किए जाएंगे । 

समालोचनात्मक तर्क : इसका उद्देश्य अभ्यर्थी के तर्क विश्लेषण, अन्तर्निहित पूर्वानुमान ज्ञात करना, तर्क में दोष 
विवेचन और उसकी सत्यता ज्ञात करने संबंधी योग्यता का परीक्षण और कथनों तथा स्थितियों के समालोचनात्मक मूल्यांकन संबंधी 
अभ्यर्थी की योग्यता का परीक्षण भी है; इस भाग में प्रश्न में छोटे - छोटे अवतरण दिए जाएंगे । 
3. पाठ ग्रहण शक्ति / समझ : इसका उद्देश्य अभ्यर्थी के पाठ में दी गई सूचना की समझ और उसका विश्लेषण करने की 
योग्यता और उद्धरण में दिए गए अवधारणाओं और सूचना का समानांतर स्थितियों में प्रयोग करने में अभ्यर्थी की योग्यता का भी 
परीक्षण करना है । इस भाग में अभ्यर्थियों को एक या एकाधिक अवतरणों और उसके साथ प्रश्नों के सेट दिए जाएंगे । 
4 . मात्रात्मक अभिक्षमता एवं संगठनात्मक योग्यता : इस भाग का उद्देश्य आवदेकों की मात्रात्मक अभिक्षमताओं का परीक्षण 
करना है । इसका उद्देश्य अभ्यर्थियों की समझ और मूल गणित की अवधारणाओं के ज्ञान का प्रयोग करने की योग्यता का 
मूल्यांकन करना है । इस भाग में फलन (फंक्शन्स ), बीजगणित , निर्देशांक पद्धति , असमता ( इनइक्वालिटिस), समय, चाल, दूरी , 
अनुपात और समानुपात , समुच्चय, लाभ एवं हानि , साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज और प्राथमिक सांख्यिकी, केन्द्रीय पद्धति, परिक्षेपण , 
प्रायिकता आदि । 
5. डाटा विश्लेषण और डाटा पर्याप्तता : इसका उद्देश्य किसी स्थिति के विश्लेषण और उपलब्ध डाटा के आधार पर 
निर्णय लेने के संबंध में अभ्यर्थी की योग्यता का परीक्षण करना है और इस भाग में सारणीबद्ध फॉर्म में अथवा विभिन्न प्रकारों के 
चित्रात्मक रूप में दिए गए डाटा के आधार पर प्रश्न होंगे , और इस भाग में ग्राफों, सारिणियों, दण्ड चार्टी आदि पर आधारित प्रश्न 
होंगे । 
6. तर्क और सामान्य बुद्धि : इसका उद्देश्य दिए गए विभिन्न स्थितियों से निष्कर्ष निकालने के संबंध में अभ्यर्थियों की 
योग्यता और क्षमता और तर्क तथा सामान्य बुद्धि का प्रयोग करने की योग्यता का परीक्षण है । इस भाग में ऐसे प्रश्न होंगे जिनके 
संबंध में अनुमान लगाने और सही निर्णय के लिए अभ्यर्थियों को तर्क का प्रयोग करना होगा । 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC. 4 ] 


ड़.. उपर्युक्त प्रावधानों के होते हुए भी , विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे अध्ययन कार्यक्रमों जिनमें इनटेक की संख्या कम है, अर्हता परीक्षा 
में प्राप्त अंकों के आधार पर भी ऐसे पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा । ऐसे मामलों में , चयन मानदंड के 
विभिन्न अवयवों के भारांक को तद्नुसार समायोजित किया जाएगा । 
च. इसके अतिरिक्त यह भी कि किसी अध्ययन कार्यक्रम के प्रारंभ होने के प्रथम वर्ष में जब विश्वविद्यालय प्राप्त होने वाले आवेदनों 
की मात्रा के बारे में निश्चित नहीं होगा तो विश्वविद्यालय द्वारा अर्हता परीक्षा, विगत शैक्षणिक रिकॉर्ड और समूह चर्चा 
( जीडी) / वैयक्तिक साक्षात्कार में निष्पादन में अभ्यर्थियों को प्राप्त सम्मिश्र अंक की मेरिट आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया 
जाएगा जा सकेगा । ऐसे मामलों में , चयन मानदंड के विभिन्न अवयवों के भारांक को तद्नुसार समायोजित किया जाएगा । 
8. विदेशी नागरिकों / अनिवासी भारतीयों / भारतीय मूल के व्यक्तियों के प्रवेश हेतु अधिसंख्य स्थान 
( क ) सभी पाठ्यक्रमों में विदेशी नागरिकों , अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 15 % 
स्थान अधिसंख्य स्थान के रूप में भरा जाएगा । उपुर्यक्त 15 % अधिसंख्या स्थानों में से एक तिहाई स्थान खाड़ी देशों के भारतीय 
मजदूरों के बच्चों के लिए उद्दिष्ट होगा । 
( ख ) विदेशी नागरिकों / अनिवासी भारतीय / भारतीय मूल के व्यक्ति के श्रेणी के अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के एकल संयुक्त प्रवेश 
परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा । इसके 
अतिरिक्त, उन्हें विश्वविद्यालय के विवरण - पत्रिका में यथाविनिर्दिष्ट विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए यथानिर्धारित 
सैट / जीमैट / जीआरई / टोयफेल जैसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य अभिक्षमता परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करना आवश्यक होगा । 
( ग ) इन श्रेणियों के विद्यार्थियों को उनके विगत शैक्षणिक रिकॉर्ड के अथवा उच्चतर शिक्षा में प्रवेश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
संचालित अभिक्षमता परीक्षाओं अथवा इन दोनों के समूहन के बाद मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, जिसके अन्तर्गत विभिन्न 
देशों के नागरिकों को अवसर देने की आवश्यकता को महत्व दिया जाएगा । 
( घ ) अधिसंख्य स्थानों के उपुर्यक्त कोटा के अन्तर्गत प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण - पत्रिका में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के 
अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के साथ निर्धारित प्रपत्र में अपने आवेदन पूरे वर्षभर परंतु 30 अप्रैल के बाद 
नहीं, विदेशी छात्र सलाहकार (एफ एस ए) के कार्यालय में जमा कराने होंगे । 
( ड.) प्रवेश के लिए आवेदन को सभी आवश्यक दस्तावेजों की अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रपत्रों के साथ संबंधित स्कूल 
अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष को जमा कराया जाना चाहिए । 
( च ) विदेशी नागरिकों / अनिवासी भारतीयों / भारतीय मूल के व्यक्ति श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को उनकी श्रेणी 
के लिए यथाप्रयोज्य शुल्क और अन्य प्रभारों का और शुल्क संरचना से संबंधित अध्यादेशों में यथाविनिर्दिष्ट और विवरण - पत्रिका में 
यथाअधिसूचित के अनुसार भुगतान करना होगा । 
( छ ) विदेशी नागरिकों / भारतीय मूल के व्यक्ति श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि से एक सप्ताह के अंदर 
चिकित्सा परीक्षण( एचआईवी एड्स परीक्षण सहित ) करवाना होगा । 
( ज ) विदेशी नागरिकों / भारतीय मूल के व्यक्ति श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलने की तिथि से एक माह के 
अंदर परंतु शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व विद्यार्थी वीजा प्रस्तुत करना होगा और इसकी प्रति विदेशी छात्र सलाहकार के 
कार्यालय में जमा करवाना होगा, जिसमें चूक होने पर उनके प्रवेश को रद्द कर दिए जाएंगे । 
9. प्रवेश औपचारिकताओं का पूरा करना 
( क ) किसी भी अभ्यर्थी को अधिकार के रूप में प्रवेश का दावा करने की पात्रता नहीं होगी और विश्वविद्यालय को यह अधिकार 
होगा कि बिना कोई कारण बताए किसी व्यक्तिगत मामले में प्रवेश को अस्वीकार कर दे । 
( ख ) किसी अभ्यर्थी को किसी पाठ्य कार्यक्रम में तभी प्रवेश प्राप्त माना जाएगा और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में 
विशेषाधिकारों को प्राप्त करने की पात्रता तभी होगी जब अभ्यर्थी ने विवरण - पत्रिका के अनुसार निर्धारित शुल्क के भुगतान सहित 
प्रवेश संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूरा कर दिया है । यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक प्रवेश संबंधी औपचारिकताओं को 
पूरा नहीं करता / करती है तो उसके प्रवेश का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा । 


( ग ) चयनित अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट ( www.cuhimachal. ac.in ) पर और परीक्षा नियंत्रक तथा 
संबंधित स्कूल / विभाग के सूचना बोर्डों पर प्रदर्शित किया जाएगा । चयनित अभ्यर्थियों को डाक द्वारा कोई भी सूचना भेजी नहीं 
जाएगी । 
( घ ) अभ्यर्थियों को समय - सारणी में दी गई तिथि तक अपना प्रवेश प्राप्त कर लेना होगा । 
( ड.) प्रवेश औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय / अंतिम तिथि तक सत्यापन के लिए 
निम्नलिखित मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा : 
(i) सभी शैक्षिक अर्हताओं के प्रमाण - पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, अंक - पत्र । 


(ii) कार्यरत विद्यार्थियों के मामले में , नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण - पत्र जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख हो कि अभ्यर्थी द्वारा 
विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के संबंध में नियोक्ता को कोई आपत्ति नहीं है । 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


( iii) अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने और विश्वविद्यालय में प्रवेश के वर्ष के बीच अंतराल होने के मामले में अभ्यर्थी को बीच की अवधि 
के दौरान कार्य संबंधी शपथ - पत्र जमा करना आवश्यक होगा । 
( च ) प्रवेश केवल उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जाएगा , जिनके परिणाम अर्हता परीक्षाओं के संबंध में सभी दृष्टियों से पूर्ण हों । 
( छ ) किसी अध्ययन कार्यक्रम में अभ्यर्थियों को प्रवेश विश्वविद्यालय के कुलानुशासक से अनुमति के अधीन होगा । 
( ज ) ऐसे अभ्यर्थियों, जो इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय / शैक्षिक संस्थान / बोर्ड से प्रमाण - पत्र / डिप्लोमा / 
डिग्री / स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के तीन अथ्वा अधिक शैक्षणिक वर्षों बाद प्रवेश चाहते हैं , ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश डीन 
( अधिष्ठाता) छात्र - कल्याण , संबंधित स्कूल के डीन ( अधिष्ठाता), संबंधित विभागाध्यक्ष और कुलानुशासक से युक्त प्रवेश परीक्षा 
समिति द्वारा अनुमति के अधीन होगा । 
( झ ) प्रवेश के समय , प्रत्येक विद्यार्थी को एक घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा कि वह अपने को विश्वविद्यालय के कुलपति तथा 
अन्य प्राधिकारों के अनुशासनिक क्षेत्राधिकार के अधीन समर्पित करता है । 
( ञ ) किसी अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त सभी विद्यार्थियों को प्रवेश की तिथि के 30 दिनों के अंदर मूल स्थानांतरण 
प्रमाण - पत्र / प्रवास प्रमाण - पत्र जमा कराना आवश्यक होगा, जिसमें चूक होने पर विश्वविद्यालय में प्रवेश को रद्द कर दिया 
जाएगा । 
10. प्रवेश का संचालन और प्रशासन : 
( क ) प्रवेश संबंधी प्रशासन, संचालन और गोपनीयता एवं गुप्तता बनाए रखने सहित संचालन एवं क्रियान्वयन और हीट / 
फीट / ट्रीट में प्राप्त मेरिट के आधार पर , यथाप्रयोज्य , साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची को तैयार करने की 
जिम्मेवारी परीक्षा नियंत्रक अथवा इस उद्देश्य के लिए कुलपति द्वारा विशेष रूप से नियुक्त व्यक्ति की होगी । तदनुसार, परीक्षा 
नियंत्रक की जिम्मेवारी होगी : 


(i) विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में अधिनियम , परिनियमों और अध्यादेशों के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना । 
(ii) विश्वविद्यालय विवरण - पत्रिका को तैयार करने के कार्य का समन्वय करना । 
(iii ) प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी करने के साथ - साथ प्रवेश फॉर्म जारी होने की प्रारंभ तिथि और जमा कराने की अंतिम तिथि 
को अधिसूचित करना । 
(iv) प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों को प्राप्त करने, सत्यापित करने तथा प्रक्रमित (प्रोसेस) करने के साथ - साथ रोल नम्बर का 
आबंटन और प्रवेश - पत्र जारी करना । 
( v) प्रवेश परीक्षा के संभार और संचालन कार्य को निम्नलिखित के साथ - साथ कोडक ( कों ) देखना । 
( vi ) प्रशनपत्र सेंटर( रों), मूल्यांकनकर्ता( ओं ) कोडक( कों ) और विकोडक( कों ) की नियुक्ति के संबंध में कुलपति से अनुमोदन प्राप्त 
करना और कुलपति के अनुमोदन के अनुसार विशेषज्ञों के पैनल द्वारा उत्तर स्क्रिप्टों पर कोड डलवाना, मूल्यांकन और विकोडित 
करवाना । 


( vii) हीट / फीट / ट्रीट में मेरिट के अनुसार, यथाप्रयोज्य , समूह परिचर्चा / वैयक्तिक साक्षात्कार ( जीडी / पीआई ) के लिए बुलाए 
जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और अधिसूचित करना । 
( viii ) समूह परिचर्चा / वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए लघु सूचीयन किए गए अभ्यर्थियों की सूची, वर्णक्रम के अनुसार, 
हीट / फीट / ट्रीट में प्राप्त अंकों को बिना उद्घाटित करते हुए संबंधित स्कूल के डीन ( अधिष्ठाता) को अग्रेषित करना । 
(ix) इन अध्यादेशों में यथाविनिर्दिष्ट चयन मानदंड के सभी घटकों में प्राप्तांक को सत्यापित और सारणीबद्ध करना तथा कुल अंक 
की मेरिट के अनुसार विभिन्न पाठ्य कार्यक्रमों में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना । 
( x) प्रतीक्षा सूची सहित चयनित अभ्यर्थियों की सूची को अधिसूचित करना और प्रवेश से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने के 
लिए चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश एवं शुल्क स्लिप जारी करना । 
( xi) अंतिम रूप से प्रवेश - प्राप्त अभ्यर्थियों को पंजीकरण / नामांकन संख्या आबंटित करना और भिन्न -भिन्न अध्ययन कार्यक्रमों में 
प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थियों के नामों को संबंधित स्कूल के डीन ( अधिष्ठाता ) और विभागाध्यक्ष को अग्रेषित करना । 
( ख ) प्रत्येक वर्ष हरेक एकल संयुक्त प्रवेश परीक्षा अर्थात हीट , फीट और ट्रीट के लिए प्रश्नपत्रों को कुलपति द्वारा नियुक्त 
विशेषज्ञ ( ज्ञों ) द्वारा शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन और विवरण - पत्रिका में अधिसूचित के अनुसार पाठ्य विवरण , भिन्न -भिन्न घटकों 
की व्याप्ति और भारांक के अनुसार तैयार किया जाएगा । 
( ग ) प्रत्येक स्कूल के स्तर पर एक प्रवेश समिति होगी जिसके अध्यक्ष संबंधित स्कूल के डीन ( अधिष्ठाता ) और स्कूल के प्रत्येक 
विभाग के विभागाध्यक्ष और कुलपति के दो नामिति होंगे । यथाआवश्यक प्रवेश समिति, एक प्रवेश साक्षात्कार समिति का गठन कर 
सकेगी जिसके अध्यक्ष संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, डीन ( अधिष्ठाता) के एक नामिति, संबंधित विभाग के एक अथवा दो संकाय 
सदस्य और कुलपति के एक नामिति होंगे । 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


( घ ) प्रवेश समिति द्वारा लघुसूचीयन किए गए अभ्यर्थियों का समूह परिचर्चा / वैयक्तिक साक्षात्कार संचालित किया जाएगा, अर्हता 
तथा अन्य पूर्व परीक्षाओं में प्राप्त अंक को सत्यापित किया जाएगा और समिति के अध्यक्ष के रूप में डीन ( अधिष्ठाता) द्वारा प्रत्येक 
विद्यार्थी के समूह परिचर्चा / वैयक्तिक साक्षात्कार और अर्हता तथा पूर्व परीक्षाओं में प्राप्तांक को इंगित करते हुए अभ्यर्थियों की सूची 
को अग्रेषित किया जाएगा । 
( ड.) प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परीक्षा नियंत्रक द्वारा किया जाएगा, जिनके द्वारा रिकॉर्ड से सत्यापन किया जाएगा 
और चयन मानदंड के भिन्न - भिन्न घटकों में प्रत्येक अभ्यर्थी के प्राप्तांक को सारणीबद्ध किया जाएगा और भिन्न - भिन्न अध्ययन 
कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची को तैयार और अधिसूचित किया जाएगा । 


है 


ता 


प्र 


अध्यादेश सं . 3 
केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28 (1) खंड 5(3) के अन्तर्गत अधिष्ठाता (डीन) की नियुक्ति , कार्य, 
कर्तव्य और जिम्मेदारियां : 
1. स्कूल के अधिष्ठाता की नियुक्ति कुलपति द्वारा संबंधित स्कूलों के प्रोफेसरों में से वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम आधार पर की 
जाएगी । 
2. परंतु य 

प्रोफेसर नहीं है तो स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसरों में से फिलहाल वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम आधार 
पर नियुक्त किया जाएगा । 
3. स्कूल के अधिष्ठाता का कार्यकाल तीन वर्ष का अथवा उनकी अधिवर्षिता आयु तक, जो भी पहले हो , होगा । 
4. स्कूल का अधिष्ठाता स्कूल का प्रमुख होगा तथा उन्हें स्कूल बोर्ड की बैठक बुलाने और अध्यक्षता करने की शक्ति होगी । 
5. स्कूल के अधिष्ठाता स्कूल में शिक्षण और अनुसंधान के संचालन और स्तर को बनाए रखने के लिए जिम्मेवार होगा और 
वह 
क ) कार्यकारिणी परिषद द्वारा समय - समय पर यथा अनुमोदित भत्ताओं और सुविधाओं के लिए पात्रता रखेगा । 
ख ) स्कूल की नीति, पाठ्यचर्या योजना और कार्यान्वयन में प्रभावी नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करेगा । 
ग ) स्कूल के अन्तर्गत संपूर्ण समन्वय के लिए जिम्मेवार होगा और परीक्षाओं के संचालन और अंक – पत्र प्रदान करने के कार्य का 
भी समन्वय करेगा । 
घ) स्कूल के संपूर्ण निष्पादन और अनुशासन के लिए जिम्मेवार होगा । 
ड .) स्कूल के अन्तर्गत सभी भवनों और सम्पत्तियों के संपूर्ण प्रशासन, समारक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेवार होगा । 
च) स्कूल के बजट का प्रचालन करेगा । 
छ ) उनके अधीन रिकॉर्ड, फर्नीचर और उपस्करों के लिए वह जिम्मेवार होगा । 
ज ) संबंधित स्कूल की नामावली से विद्यार्थी के नाम को हटा देने और पुनः प्रवेश देने के लिए शक्ति सम्पन्न होगा । 
झ ) स्कूल के विद्यार्थी को हॉल टिकट वैध कारणों से रोकने के लिए शक्ति सम्पन्न होगा, और 
ञ ) प्रत्यायोजित अथवा सौंपे गए अन्य शक्तियों का प्रयोग और अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा । 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अध्यादेश सं . 4 
पाठ्य समिति का गठन और इसके सदस्यों की पदावधि और शर्ते 

[ केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 23 और परिनियम 16(2)] 
1 . प्रत्येक विभाग की एक पाठ्य समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे : 
क ) विभागाध्यक्ष, जो इसका अध्यक्ष एवं संयोजक होगा । 
ख ) संबंधित स्कूल के अधिष्ठाता अथवा उनके / उनकी नामिति । 
ग ) विभाग / केन्द्र के सभी प्रोफेसर (पदेन सदस्यगण ) 
घ) वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम आधार पर विभाग का एक एसोसिएट प्रोफेसर | 
ड .) वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम आधार पर एक सहायक प्रोफेसर । 
च ) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों में से सम्बद्ध तथा सजातीय विषयों के दो अध्यापक । 
छ ) कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले दो ऐसे विषय विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों । 
2. पदेन सदस्यों अर्थात् विभागाध्यक्ष और विभाग के प्रोफेसरों को छोड़कर सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी । 
3. विश्वविद्यालय विभाग / केन्द्र के अध्यापक की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि वह संबंधित विभाग / केन्द्र के अध्यापक नहीं 
रहता है । 
4 . शैक्षणिक परिषद के संपूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन पाठ्य समिति के कार्य होंगे : 
क ) विभिन्न डिग्री के लिए अनुसंधान हेतु विषय और अनुसंधान डिग्री की अन्य आवश्यकताओं के लिए अनुमोदन प्रदान करना । 
ख ) संबंधित स्कूल बोर्ड को निम्नलिखित की संस्तुति करना : 
(i) अनुसंधान डिग्री को छोड़कर अध्ययन पाठ्यक्रम और परीक्षकों की नियुक्ति । 
( ii ) अनुसंधान के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति । 
( iii) शिक्षण और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए उपाय । 
ग ) यह सुनिश्चित करना कि अध्यापकों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न पाठ्यक्रमों के पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण की आवधिक समीक्षा 
तथा उसे निरंतर संशोधित और अद्यतन की जा रही है । 
घ) शैक्षणिक परिषद, स्कूल बोर्ड या कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन । 
5. विभागाध्यक्ष / केन्द्र प्रमुख पाठ्य - समिति की बैठक को बुलाएगा तथा इसकी अध्यक्षता करेगा । 
6. यदि विभागाध्यक्ष / केन्द्र प्रमुख किसी बैठक में उपस्थित नहीं है तो उपस्थित वरिष्ठतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा । 
7. सामान्यतः पाठ्य समिति की वर्ष में कम से कम दो बैठकें और कुलपति के यथानिर्देश के अनुसार बैठकें होंगी । 
8. विशेष बैठक को छोड़कर पाठ्य समिति की बैठक की नोटिस बैठक के लिए तय की गई तिथि से सामान्यतः 10 दिन पहले 
जारी किया जाएगा । समिति की बैठकों के संचालन संबंधी नियमों को विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा । 


9. पाठ्य समिति की बैठकों के लिए कोरम पाठ्य समिति के सदस्यों का 50 % होगा जिसमें कम से कम एक बाह्य विशेषज्ञ 
शामिल हो । 


10. विशेष बैठकों को अध्यक्ष द्वारा स्वयं पहल कर अथवा पाठ्य समिति के सदस्यों के कम से कम 50 % द्वारा लिखित निवेदन पर 
बुलाया जा सकता है । 


11. सदस्यों के निवेदन पर बुलाई गई विशेष बैठकों के मामले में कार्यसूची में अधिसूचित मदों के अलावा किसी अन्य मद पर चर्चा 
नहीं होगी और उन सभी सदस्यों, जिनके निवेदन पर विशेष बैठक बुलाई गई है, का उपस्थित होना अनिवार्य होगा । 
12. कुलपति की यदि राय हो कि किसी मद पर विचार के लिए पाठ्य - समिति की बैठक बुलाना आवश्यक अथवा समीचीन नहीं है 
और यदि उनके विचार में किसी मामले का निपटारा पाठ्य समिति के सदस्यों को परिचालन के माध्यम से हो सकता है , इस प्रभाव 
में वह आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है । 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


अध्यादेश सं . 5 

विभागाध्यक्षों के कार्य एवं कर्तव्य 

[ केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28(1)( ण)] 
1 . विभागाध्यक्ष विभाग का शैक्षणिक प्रमुख होगा तथा वह विभाग और पाठ्य समिति की बैठकों को बुलाएगा और इसकी अध्यक्षता 
करेगा । 
2. अधिष्ठाता के सामान्य पर्यवेक्षण के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष 


(i) विभाग के शिक्षण और अनुसंधान कार्य आयोजित करेगा । 
( ii) विभाग द्वारा आबंटित शिक्षण कार्य के अनुसार समय - सारिणी तैयार करेगा । 
(iii ) अध्यापकों के माध्यम से कक्षाओं और प्रयोगशालाओं में अनुशासन बनाए रखेगा । 
(iv ) विभाग के अध्यापकों को ऐसे कार्य सौंपेगा जो विभाग के सुचारू कार्य के लिए आवश्यक हो । 
(v) विभाग के शिक्षकेत्तर स्टाफों को कार्य सौंपेगा तथा उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा । 
( vi) विभाग के शिक्षण और अनुसंधान के लिए समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेवार होगा । 
( vii) विभाग के रिकॉर्ड, उपस्करों और फर्नीचरों तथा विभागीय पुस्तकालय के लिए जिम्मेवार होगा । 
( viii) विभाग के बजट का प्रचालन करेगा । 
(ix) अधिष्ठाता , संबंधित स्कूल बोर्ड, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा । 

अध्यादेश सं . 6 
केन्द्र निदेशकों के कार्य और कर्तव्य 

[ केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28 (1)( ण)] 
1. केन्द्र निदेशक केन्द्र का शैक्षणिक प्रमुख होगा तथा वह केन्द्र और पाठ्य समिति की बैठकों को बुलाएगा और इसकी अध्यक्षता 
करेगा । 
2. अधिष्ठाता के सामान्य पर्यवेक्षण के अन्तर्गत केन्द्र निदेशक 
(i) केन्द्र के शिक्षण और अनुसंधान कार्य आयोजित करेगा । 
( ii) केन्द्र द्वारा आबंटित शिक्षण कार्य के अनुसार समय - सारिणी तैयार करेगा । 
(iii ) अध्यापकों के माध्यम से कक्षाओं और प्रयोगशालाओं में अनुशासन बनाए रखेगा । 
(iv ) केन्द्र के अध्यापकों को ऐसे कार्य सौंपेगा जो केन्द्र के सुचारू कार्य के लिए आवश्यक हो । 


( v ) केन्द्र के शिक्षकेत्तर स्टाफों को कार्य सौंपेगा तथा उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा । 


( vi ) केन्द्र के शिक्षण और अनुसंधान के लिए समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेवार होगा । 


( vii ) केन्द्र के रिकॉर्ड, उपस्करों और फर्नीचरों तथा पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए जिम्मेवार होगा । 
( viii ) केन्द्र के बजट का प्रचालन करेगा । 
(ix) अधिष्ठाता, संबंधित स्कूल बोर्ड, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा । 

अध्यादेश सं . 7 
अधिष्ठाता छात्र कल्याण के कार्य और कर्तव्य 

[ केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 9(9 ) एवं 27 ( 2)] 
1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण ( डीएसडब्ल्यू ) विद्यार्थियों के कल्याण के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का 
निष्पादन करेगा जो कुलपति द्वारा उन्हें यथा प्रत्यायोजित / सौंपे जाएं । 
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण छात्र परिषद का अध्यक्ष होगा और वह परिषद की बैठकों को बुलाएगा । 
3. अधिष्ठाता ( डीन ) छात्र कल्याण की सहायता एसोसिएट अधिष्ठाता छात्र कल्याण ( एडीएसडब्ल्यू ) द्वारा की जाएगी, जिनकी 
नियुक्ति विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से कुलपति द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी । 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


17 


4. एसोसिएट अधिष्ठाता छात्र कल्याण ऐसे भत्तों के लिए पात्रता रखेगा जो समय - समय पर कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदित 
किया जाएगा । 
5. विश्वविद्यालय का अधिष्ठाता छात्र कल्याण विद्यार्थियों के सामान्य कल्याण को देखेगा और वह विद्यार्थियों के बौद्धिक और 
सामाजिक जीवन के बीच सुदृढ़ और हितकर संबंध के लिए उचित प्रोत्साहन देगा और कक्षाओं के बाहर विश्वविद्यालय जीवन के 
उन पहलुओं को देखेगा जो परिपक्व और उत्तरदायी मनुष्य बनने के लिए वृद्धि और विकास में योगदान देते हैं । 
6. अधिष्ठाता छात्र कल्याण 
क ) विभिन्न आवास हॉलों की गतिविधियों का समन्वय करेगा और यदि आवश्यक समझा जाए , उन्हें आवासीय विद्यार्थी को एक 
हॉल / छात्रावास से दूसरे हॉल / छात्रावास में स्थानांतरित करने की शक्ति होगी । 
ख ) छुट्टी के दौरान, शैक्षिक यात्रा के लिए और पाठ्येत्तर कार्यकलापों और खेलकुद में विद्यार्थियों की सहभागिता के लिए रियायती 
टिकटों को जारी करने के लिए रेलवे और एयरलाइन के साथ व्यवस्था करेगा । 
ग ) पूर्व छात्र के रजिस्टर का रखरखाव और संबंध उन्नयन संबंधी संप्रेषण करेगा । 
घ) अपने कार्यालय के बजट का प्रचालन करेगा । 
ड .) शैक्षणिक परिषद / कुलपति द्वारा समय - समय पर उन्हें सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन और अन्य जिम्मेवारियों का निर्वहन 
करेगा । 
7. अधिष्ठाता (डीन ) छात्र कल्याण निम्नलिखित के संबंध में मार्गदर्शन की व्यवस्था करेगा और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को 
निम्नलिखित मामलों में सलाह देगा : 
क ) विद्यार्थी निकायों का संगठन और विकास 
ख ) परामर्श और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन सुविधाएं 
ग ) विद्यार्थियों की सह - पाठ्यचर्या और सामाजिक कार्यकलापों में प्रतिभागिता को प्रोत्साहन 
घ ) विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता 
ड .) विद्यार्थी अध्यापक और विद्यार्थी- प्रशासन संबंध 
च ) करियर सलाह सेवाएं 
छ ) विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं 
ज ) विद्यार्थियों का आवासीय जीवन 
झ) पाठ्यचर्या के भाग के रूप में निर्धारित को छोड़कर विद्यार्थियों की शैक्षिक यात्रा एवं अध्ययन यात्रा 
ञ ) देश के अंदर और / या विदेश में आगामी अध्ययन के लिए विद्यार्थियों हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना, और करियर विकास ; और 
ट ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से संबंधित कोई अन्य मुद्दे 

अध्यादेश सं . 8 
कुलपति की परिलब्धियाँ तथा सेवा की निबंधन और शर्ते 
[ केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28 (1)( ण) एवं परिनियम 2(6) के अन्तर्गत ] 

कुलपति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / केन्द्र सरकार द्वारा समय - समय पर यथा अधिसूचित, गृह किराया भत्ता 
को छोड़कर, वेतन तथा भत्ताओं को प्राप्त करने की पात्रता होगी । 
2. कुलपति को विश्वविद्यालय की अंशदायी भविष्य निधि के हितलाभ सहित भारत सरकार द्वारा समय - समय पर यथा 
निर्धारित सेवांत हितलाभों की पात्रता होगी । 
3. जहाँ विश्वविद्यालय , या किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित संस्थान या किसी अन्य विश्वविद्यालय या 
अनुरक्षित अथवा ऐसे किसी अन्य विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए स्वीकृत संस्थान के किसी कर्मचारी को कुलपति के रूप 
में नियुक्त किया जाता है, उन्हें किसी भी भविष्य निधि जिनका वह सदस्य है, में अंशदान देते रहने की अनुमति होगी और 
विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्ति के भविष्य निधि खाता में अंशदान उसी दर से करेगा जिस दर से कुलपति की नियुक्ति से ठीक पहले 
उस व्यक्ति द्वारा अंशदान किया जा रहा था । । 
क ) परंतु आगे यह कि जहाँ ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा है, विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी स्कीम में आवश्यक 
अंशदान किया जाएगा । 
ख ) परंतु आगे यह कि जहाँ विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को कुलपति नियुक्त किया जाता है, उन्हें कुलपति की नियुक्ति से 
पहले उनके खाते में शेष किसी भी छुट्टी को लेने की अनुमति होगी । इसी प्रकार, उनके द्वारा कुलपति के पद को छोड़ने पर और 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC. 4 ] 


अपने मूल पद पर उनके द्वारा पुनः कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में, उन्हें अपने नवीन पद पर उनके खाते में शेष छुट्टियों को ले 
जाने की पात्रता होगी । 
ग ) परंतु आगे यह कि किसी अन्य संस्थान में नियुक्त किसी व्यक्ति को यदि प्रतिनियुक्ति पर कुलपति नियुक्त किया जाता है तो , 
वह उस संस्थान जिसमें कुलपति की नियुक्ति के पहले पात्रता रखता था , की प्रतिनियुक्ति नियमों के अनुसार वेतन , भत्ता, छुट्टी और 
छुट्टी वेतन की पात्रता रखेगा तथा और तब तक जब तक वह इस पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार रखना जारी रखता है । विश्वविद्यालय 
द्वारा नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्यता के अनुसार उस संस्थान में , जहाँ वह स्थायी तौर पर नियुक्त है , छुट्टी वेतन , भविष्य निधि , 
पेंशन संस्थान को पेंशन अंशदान का भी भुगतान किया जाएगा । 
4. कुलपति को कार्यकारिणी परिषद द्वारा समय - समय पर यथा अनुमोदित छुट्टी यात्रा रियायत ( एलटीसी) के लिए पात्रता होगी । 
5. कुलपति को किसी अनुमोदित अस्पताल के प्राइवेट ओपीडी / प्राइवेट वार्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नर्सिंग होम से प्राप्त 
स्वयं तथा उनके परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार पर उपगत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी । 
6. कुलपति को पद ग्रहण करते समय और कार्यकाल के समापन पर पद छोड़ते समय स्वयं तथा उनके परिवार के सदस्यों को 
टीए / डीए और गृह नगर से धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश ) और वापस गृह नगर व्यक्तिगत सामानों ( उनके परिवार के सामानों सहित ) 
परिवहन पर व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी । 
7. कुलपति को कार्यकारिणी परिषद द्वारा नियत दरों पर यात्रा भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी । 
8. कुलपति को अपने पद के कार्यकाल के दौरान एक कैलेण्डर वर्ष में 30 दिनों की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी की पात्रता होगी । 
छुट्टी को प्रत्येक वर्ष 15 दिनों प्रत्येक की दो छमाही किस्तों में जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन अग्रिम के रूप में 
खाता में क्रेडिट किया जाएगा । 
क ) परंतु यह कि यदि कुलपति किसी अर्द्ध - वार्षिक के दौरान पद ग्रहण करते हैं अथवा अपना पदभार छोड़ता है, सेवा की प्रत्येक 
पूर्ण माहों के लिए ढ़ाई ( 2.5) दिनों की दर से अनुपात आधार पर छुट्टी क्रेडिट की जाएगी । 
ख ) पूर्व छमाही के समापन पर कुलपति के छुट्टी खाते में जमा छुट्टी को नई छमाही में इस शर्त पर अग्रेनीत किया जाएगा कि 
अग्रेनीत छुट्टी और छमाही के लिए क्रेडिट की गई छुट्टी 300 दिनों की अधिकतम सीमा से अधिक न हो जाए । 
ग ) कुलपति को अपने पदभार छोड़ने पर पदभार छोड़ने के समय उन्हें देय पूर्ण वेतन पर छुट्टी दिनों की संख्या के लिए स्वीकार्य 
वेतन के बराबर दिनों की संख्या की पात्रता होगी, जो कहीं और प्राप्त नकदीकरण सुविधा सहित कुल अधिकतम 300 दिन होंगे । 
घ ) कुलपति को सेवा की गई प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिनों की दर से अर्ध - वेतन छुट्टी की भी पात्रता होगी । अर्ध - वेतन 
छुट्टी को चिकित्सा प्रमाण - पत्र दिए जाने पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है । परंतु जब ऐसी 
परिवर्तित छुट्टी को प्राप्त किया जाता है, देय अर्ध - वेतन छुट्टी खाते से अर्ध- वेतनों की संख्या के दोगुना डेबिट किया जाएगा । 
ड.) कुलपति को पाँच वर्षों की पूर्ण अवधि के दौरान चिकित्सा आधार या अन्यथा तीन महीने की अधिकतम अवधि के लिए बिना 
वेतन असाधारण छुट्टी लेने की पात्रता होगी । 
च) यदि कुलपति को एक आगामी अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, उपर्युक्त इंगित छुट्टी अवधि , प्रत्येक अवधि के लिए 
अलग - अलग लागू होगी । 
छ ) ऐसी छुट्टी अवधि के दौरान, कुलपति को उसी वेतन, मानदेय और भत्ताओं तथा दी गई ऐसी अन्य सेवा सुविधाओं की पात्रता 
होगी । 
9. कुलपति की केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा बुलावा, या सरकारी सेवा, या किसी सरकारी उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय की ओर 
से प्रतिनियुक्ति के कारण अनुपस्थिति के समय को ड्यूटी पर माना जाएगा । 
10. कुलपति को अपने पद की समस्त पदावधि के दौरान बिना किराया भुगतान किए एक सुसज्जित आवास के उपयोग की पात्रता 
होगी एवं पानी और बिजली सहित ऐसे आवास के रखरखाव के संबंध में कोई भी प्रभार कुलपति पर देय नहीं होगा । 
11. कुलपति को निःशुल्क सरकारी कार और उनके आवास पर एसटीडी एवं आईएसडी सुविधा के साथ निःशुल्क टेलीफोन की 
सुविधा की पात्रता होगी । उन्हें आवास पर एक रसोईया और दो परिचरों की भी पात्रता होगी । 

अध्यादेश सं . 9 
सम - कुलपति की परिलब्धियाँ और सेवा के निबंधन और शर्ते 
[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28 (1)( ण ) एवं परिनियम 4(3) के अन्तर्गत 

सम - कुलपति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / केन्द्र सरकार द्वारा समय - समय पर यथाअधिसूचित वेतन तथा 
भत्ताओं को प्राप्त करने की पात्रता होगी । 
2. सम – कुलपति को विश्वविद्यालय की अंशदायी भविष्य निधि के हितलाभ सहित भारत सरकार द्वारा समय - समय पर 
यथा निर्धारित सेवांत हितलाभों की पात्रता होगी । 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


19 


3. 

जहाँ विश्वविद्यालय, या किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित संस्थान या किसी अन्य विश्वविद्यालय या 
अनुरक्षित अथवा ऐसे किसी अन्य विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के स्वीकृत संस्थान के किसी कर्मचारी को सम – कुलपति के रूप 
में नियुक्त किया जाता है, उन्हें किसी भी भविष्य निधि जिनके वह सदस्य हैं , में अंशदान देते रहने की अनुमति होगी और 
विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्ति के भविष्य निधि खाता में अंशदान उसी दर से करेगा जिस दर से सम - कुलपति की नियुक्ति से ठीक 
पहले उस व्यक्ति द्वारा अंशदान किया जा रहा था । 
क ) परंतु आगे यह कि जहाँ ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीन का सदस्य रहा है , विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी स्कीम में आवश्यक 
अंशदान किया जाएगा । 
ख ) परंतु आगे यह कि जहाँ विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को सम - कुलपति नियुक्त किया जाता है , सम - कुलपति की नियुक्ति 
से पहले उनके खाते में शेष किसी भी छुट्टी को लेने की अनुमति होगी । इसी प्रकार, उनके द्वारा सम - कुलपति के पद को छोड़ने 
पर और अपने मूल पद पर उनके द्वारा पुनः कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में , उन्हें अपने नवीन पद पर उनके खाते में शेष 
छुट्टियों को ले जाने की पात्रता होगी । 
ग ) परंतु आगे यह कि किसी अन्य संस्थान में नियुक्त किसी व्यक्ति को यदि प्रतिनियुक्ति पर सम - कुलपति नियुक्त किया जाता है 
तो , वह उस संस्थान जिसमें सम - कुलपति की नियुक्ति के पहले पात्रता रखता था , की प्रतिनियुक्ति नियमों के अनुसार वेतन , भत्ता , 
छुट्टी और छुट्टी वेतन की पात्रता रखेगा तथा और तब तक जब तक वह इस पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार रखना जारी रखता है । 
विश्वविद्यालय द्वारा नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्यता के अनुसार उस संस्थान में , जहाँ वह स्थायी तौर पर नियुक्त है, छुट्टी वेतन , 
भविष्य निधि, पेंशन अंशदान का भी भुगतान किया जाएगा । 
4. सम - कुलपति को कार्यकारिणी परिषद द्वारा समय - समय पर यथा अनुमोदित छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए पात्रता 
होगी । 
5 . सम - कुलपति को किसी अनुमोदित अस्पताल के प्राइवेट ओपीडी / प्राइवेट वार्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नर्सिंग होम से 
प्राप्त स्वयं तथा परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार पर उपगत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी । 
6. सम - कुलपति को पद ग्रहण करते समय और कार्यकाल के समापन पर पद छोड़ते समय स्वयं तथा उनके परिवार के सदस्यों 
को टीए / डीए और गृह नगर से धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) और वापस गृह नगर व्यक्तिगत सामानों ( परिवार के सामानों सहित ) 
परिवहन पर व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी । 
7. सम - कुलपति को प्रासंगिक अध्यादेशों में यथा निर्धारित दरों पर यात्रा भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी । 
8. सम - कुलपति को अपने पद के कार्यकाल के दौरान एक कैलेण्डर में 30 दिनों की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी की पात्रता होगी । 
छुट्टी को प्रत्येक वर्ष 15 दिनों प्रत्येक की दो छमाही किस्तों में जनवरी से प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन अग्रिम के रूप में 
खाता में क्रेडिट किया जाएगा । 
क ) परंतु यह कि यदि सम - कुलपति किसी अर्द्धवार्षिक के दौरान पद ग्रहण करते हैं अथवा अपना पदभार छोड़ते हैं , सेवा की 
प्रत्येक पूर्ण माहों के लिए ढ़ाई ( 2.5) दिनों की दर से अनुपात आधार पर छुट्टी क्रेडिट की जाएगी । 
ख ) पूर्व छमाही के समापन पर सम - कुलपति के छुट्टी खाते में जमा छुट्टी को नई छमाही में इस शर्त पर अग्रेनीत किया जाएगा कि 
अग्रेनीत छुट्टी और छमाही के लिए क्रेडिट की गई छुट्टी 300 दिनों की अधिकतम सीमा से अधिक न हो जाए । 
ग ) सम - कुलपति को अपने पदभार छोड़ने पर पदभार छोड़ने के समय उन्हें देय पूर्ण वेतन पर अवकाश दिनों की संख्या के लिए 
स्वीकार्य वेतन के बराबर दिनों की संख्या की पात्रता होगी, जो कहीं और प्राप्त नकदीकरण सुविधा सहित अधिकतम 300 दिन 
होंगे । 
घ ) सम - कुलपति की सेवा की गई प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिनों की दर से अर्ध - वेतन छुट्टी की भी पात्रता होगी । अर्ध - वेतन 
छुट्टी को चिकित्सा प्रमाण - पत्र दिए जाने पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है । परंतु जब ऐसी 
परिवर्तित छुट्टी को प्राप्त किया जाता है , देय अर्ध - वेतन छुट्टी के प्रति अर्ध - वेतनों की संख्या के दोगुना डेबिट किया जाएगा । 
ड .) सम - कुलपति को पाँच वर्षों की पूर्ण अवधि के दौरान चिकित्सा आधार या अन्यथा तीन महीने की अधिकतम अवधि के लिए 
बिना वेतन असाधारण अवकाश लेने की पात्रता होगी । 
च ) यदि सम - कुलपति को एक आगामी अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, उपर्युक्त इंगित छुट्टी अवधि, प्रत्येक अवधि के लिए 
अलग - अलग लागू होगी । 
छ) ऐसी छुट्टी अवधि के दौरान , सम – कुलपति को उसी वेतन, मानदेय और भत्ताओं तथा दी गई सेवा ऐसी अन्य सुविधाओं की 
पात्रता होगी । 
9. सम - कुलपति की केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा बुलावा, या सरकारी सेवा, या किसी सरकारी उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय की 

ओर से प्रतिनियुक्ति के कारण , अनुपस्थिति के समय को ड्यूटी पर माना जाएगा । 
10. सम - कुलपति को अपने पद की समस्त पदावधि के दौरान निःशुल्क सुसज्जित की पात्रता होगी एवं पानी और बिजली सहित 
ऐसे आवास के रखरखाव के संबंध में कोई भी प्रभार सम - कुलपति पर देय नहीं होगा । 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC. 4 ] 


11. सम - कुलपति को कार्यालय से उनके आवास के बीच यात्राओं के लिए एक स्टाफ कार की सुविधा की पात्रता होगी । उन्हें 
आवास पर एसडीटी सुविधा के साथ निःशुल्क टेलीफोन और एक परिचर की भी पात्रता होगी । 

अध्यादेश सं . 10 
कुलसचिव की परिलब्धियाँ, सेवा की निबंधन और शर्ते, कार्य एवं जिम्मेवारियाँ 
[ केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28(1)(ण ) एवं परिनियम 6(3) एवं 6(7)( छ)] 

कुलसचिव एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा जो इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की संस्तुति पर सीधी 
नियुक्ति के आधार पर पाँच वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें कार्यकारिणी परिषद द्वारा एक समरूप अवधि 
के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है और इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्व 
कार्यकारिणी परिषद द्वारा यथा अंगीकृत वेतनमान प्रदान किया जाएगा । 
क ) परंतु यह कि कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएगा । 
ख ) परंतु आगे यह कि जहाँ इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्थान / सरकार और इसके संगठनों के किसी कर्मचारी को 
कुलसचिव नियुक्त किया जाता है, वह कुलसचिव के रूप में नियुक्ति के पूर्व जिस सेवानिवृत्ति हितलाभ स्कीम की पात्रता रखता था , 
उसी स्कीम ( नामतः सामान्य भविष्य निधि / अंशदायी भविष्य निधि /पेंशन / उपदान ( ग्रेच्युटी) / स्थानांतरण यात्रा भत्ता ) से शासित 
होता रहेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक वह उस पद पर अपना पुनर्ग्रहणाधिकार जारी रखता है । 
2. यदि कुलसचिव सरकार अथवा किसी अन्य संगठन / संस्थान से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाता है, उनकी सेवा की 
निबंधन और शर्ते भारत सरकार की प्रतिनियुक्ति नियमों से शासित होगा । परंतु यह कि कुलपति की संस्तुति पर कार्यकारिणी 
परिषद द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कुलसचिव का निर्धारित अवधि से पहले प्रत्यावर्तन किया जा सकता है । 
3. जब कुलसचिव का पद रिक्त हो अथवा जब कुलसचिव बीमार होने , अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद पर 
कार्य निष्पादन में असमर्थ है तो पद के कार्यों का निष्पादन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो कुलपति द्वारा इस उद्देश्य के 
लिए नियुक्त किया जाएगा । 
4. कुलसचिव को असज्जित आवास की पात्रता होगी जिसके लिए यथाप्रयोज्य मकान की श्रेणी के लिए निर्धारित लाइसेंस फी 
( शुल्क ) का भुगतान करना होगा । 
5. कुलसचिव को कार्यालय से उनके आवास के बीच की यात्रा के लिए स्टाफ कार की सुविधा और एसटीडी सुविधा के साथ 
निःशुल्क टेलीफोन की भी पात्रता होगी । 
6. कुलसचिव की सेवा, छुट्टी, भत्ता, भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों की निबंधन और शर्ते वही होंगी जो विश्वविद्यालय 
के गैर – प्रावकाश स्टाफ के लिए समय - समय पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित की जाएंगी । 
7 . कुलसचिव को अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक स्टाफ को छोड़कर कार्यकारिणी परिषद के आदेश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे 
कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने , जाँच पूरा होने तक निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने अथवा उन पर निंदा दंड 
अधिरोपित करने या वेतनवृद्धि रोकने का अधिकार होगा । परंतु यह कि : 
क ) कोई भी ऐसा दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक व्यक्ति को उसके संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने 
का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है । 
ख ) उप - खंड ( क ) में विनिर्दिष्ट दंड अधिरोपित करते हुए कुलसचिव के किसी आदेश के विरुद्ध कुलपति को अपील हो 
सकता है । 
ग ) जहाँ जाँच से यह प्रकट होता है कि आरोपित होने वाला दंड कुलसचिव की शक्ति से बाहर है, जाँच के समापन पर कुलसचिव 
संस्तुतियों के साथ कुलपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । परंतु यह कि दंड अधिरोपित करते हुए कुलपति द्वारा जारी आदेश के 
विरुद्ध कार्यकारिणी परिषद को अपील किया जा सकता है । 
8. कुलसचिव कार्यकारिणी परिषद और शैक्षणिक परिषद का पदेन सचिव होगा, लेकिन इन दोनों प्राधिकारियों का सदस्य नहीं होगा 

और कुलसचिव कोर्ट का पदेन सदस्य सचिव होगा । 
9. कुलसचिव का कर्तव्य होगा कि : 
क ) रिकार्ड , सामान्य मोहर और कार्यकारिणी परिषद द्वारा कुलसचिव को सुपुर्द किए गए विश्वविद्यालय की अन्य संपत्ति का 
अभिरक्षक होना । 
ख ) कोर्ट , कार्यकारिणी परिषद, शैक्षणिक परिषद और इन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों की बैठकों को बुलाने संबंधी 
सभी नोटिसों को जारी करना । 
ग ) कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद, शैक्षणिक परिषद और इन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों की सभी बैठकों के कार्यवृत्तों 
को रखना । 
घ ) कोर्ट , कार्यकारिणी परिषद और शैक्षणिक परिषद के कार्यालयी पत्राचारों संबंधी कार्य का संचालन । 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


21 


ड.) विश्वविद्यालय की प्राधिकारियों की बैठकों की कार्यसूची की प्रतियों को , जैसे ही ये जारी किए जाते हैं , और इन बैठकों के 
कार्यवृत्त को कुलाध्यक्ष के पास भेजना । 

य द्वारा अथवा इसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामों को हस्ताक्षर 
करना और अभिवचनों का सत्यापन करना अथवा इस उद्देश्य के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करना; और 
छ ) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन जो परिनियमों , अध्यादेशों या विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट हो अथवा कार्यकारिणी परिषद या 
कुलपति द्वारा समय - समय पर यथा अपेक्षित किया गया हो । 

अध्यादेश सं . 11 
वित्त अधिकारी की परिलब्धियाँ और सेवा की निबंधन एवं शर्ते 
[ केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28(1)( ण) एवं परिनियम 7(3) एवं 7(6)( ख )] 
1. वित्त अधिकारी एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा जो इस उद्देश्य के लिए गठित समिति की संस्तुति पर सीधी 
भर्ती के आधार पर पाँच वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें कार्यकारिणी परिषद द्वारा एक समरूप अवधि के 
लिए नवीकृत किया जा सकता है और इसे इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा संस्तुत और समय - समय पर 
कार्यकारिणी परिषद द्वारा यथा अंगीकृत वेतनमान प्रदान किया जाएगा । 
2. परंतु यह कि वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएगा । 

जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा जब वित्त अधिकारी बीमार होने , अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण 
से अपने पद पर कार्य निष्पादन में असमर्थ है तो पद के कार्यों का निष्पादन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो कुलपति 
द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाएगा । 
4. यदि वित्त अधिकारी सरकार अथवा किसी अन्य संगठन / संस्थान से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, उनकी 
सेवा की निबंधन और शर्ते भारत सरकार की प्रतिनियुक्ति नियमों से शासित होगा । परंतु यह कि कुलपति की संस्तुति पर 
कार्यकारिणी परिषद द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त वित्त अधिकारी का निर्धारित अवधि से पहले प्रत्यावर्तन किया जा सकता है । 

जहाँ इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्थान / सरकार और इसकी संगठनों के किसी कर्मचारी को वित्त अधिकारी 
नियुक्त किया जाता है, वह वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्ति के पूर्व जिस सेवानिवृत्ति हितलाभ स्कीम की पात्रता रखता था , उसी 
स्कीम ( नामतः सामान्य भविष्य निधि / अंशदायी भविष्य निधि /पेंशन / उपदान ( ग्रेच्युटी) / स्थानांतरण यात्रा भत्ता) से शासित होता 
रहेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक वह उस पद पर अपना पुनर्ग्रहणाधिकार जारी रख 
6. वित्त अधिकारी को असज्जित आवास की पात्रता होगी जिसके लिए यथाप्रयोज्य मकान की श्रेणी के लिए निर्धारित 
लाइसेंस फी ( शुल्क ) का भुगतान करना होगा । 
7 . वित्त अधिकारी को कार्यालय से उनके आवास के बीच की यात्रा के लिए स्टाफ कार की सुविधा और एसटीडी सुविधा 
के साथ निःशुल्क टेलीफोन की भी पात्रता होगी । 
8. वित्त अधिकारी की सेवा, छुट्टी, भत्ता, भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों की निबंधन और शर्ते वही होंगी 
जो विश्वविद्यालय के गैर – प्रावकाश स्टाफ के लिए समय - समय पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित की जाएंगी । 

वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सदस्य होगा, लेकिन इस समिति के सदस्य नहीं होगा । 

वित्त अधिकारी द्वारा 
क ) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण किया जाएगा और विश्वविद्यालय की वित्तीय नीति के संबंध में विश्वविद्यालय 
को सलाह देगा । 
ख ) कार्यकारिणी परिषद अथवा कुलपति द्वारा सौंपे गए या परिनियम अथवा अध्यादेश द्वारा यथा निर्धारित अन्य वित्तीय कार्यों का 
निष्पादन करेगा । 
11. कार्यकारिणी परिषद के नियंत्रणाधीन , वित्त अधिकारी 
क ) विश्वविद्यालय की ट्रस्ट (न्यास) और दयानिधि संपत्ति सहित संपत्ति और निवेशों को संचालित और प्रबंधित करेगा । 

गा कि कार्यकारिणी परिषद द्वारा एक वर्ष के लिए निर्धारित आवर्ती और गैर - आवर्ती व्यय सीमा से अधिक न 
हो और सभी धनों का व्यय उन्हीं उद्देश्यों के लिए होता है जिनके लिए स्वीकृत या आबंटित किए गए हैं । 
ग ) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और बजट के निर्माण के लिए और कार्यकारिणी परिषद में इनकी प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी 
होगा । 
घ ) नकद और बैंक शेष की स्थिति और निवेशों की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखेगा । 
ड .) राजस्व संग्रहण की प्रगति पर निगरानी रखेगा और प्रयोग में लाए जा रहे संग्रहण तरीकों पर सलाह देगा । 


10. 


22 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


च ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपकरणों के रजिस्टरों का अद्यतन रखरखाव किया जाता है और सभी 
कार्यालयों , विभागों, केन्द्रों और विशेषीकृत प्रयोगशालाओं के उपकरण और अन्य उपभोग्य सामग्री की स्टॉक जाँच की जाती है । 
छ) अप्राधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की सूचना में लाना और चूक करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध 
अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देना; और 
ज ) किसी कार्यालय , विभाग , केन्द्र , प्रयोगशाला, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित संस्थान से सूचना अथवा 
विवरणी, जो उनके कार्य निष्पादन के लिए वह आवश्यक समझे, की माँग करेगा । 
12. वित्त अधिकारी द्वारा अथवा कार्यकारिणी परिषद द्वारा इसके लिए विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय 
को देय किसी धन के लिए दी गई रसीद ऐसे धन के भुगतान से पर्याप्त उन्मोचन होगा । 


अध्यादेश सं . 12 
परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियाँ और सेवा की निबंधन और शर्ते 
[ केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28 (1 )( ण ) एवं परिनियम 8( 3) ] 

परीक्षा नियंत्रक को केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित और समय - समय पर कार्यकारिणी परिषद द्वारा यथा अंगीकृत 
वेतन और भत्ताओं को प्राप्त करने की पात्रता होगी । 
2. परीक्षा नियंत्रक की सेवा की निबंधन और शर्ते वही होंगी जो विश्वविद्यालय के अन्य गैर -प्रावकाश कर्मचारियों के लिए 
यथा निर्धारित की जाएंगी । 
3. यदि परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति सरकार अथवा किसी अन्य संगठन / संस्थान से प्रतिनियुक्ति आधार पर की जाती है , 
उनकी सेवा की निबंधन और शर्ते विश्वविद्यालय की प्रतिनियुक्ति नियमों से शासित होगा । परंतु यह कि कुलपति की संस्तुति पर 
कार्यकारिणी परिषद द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए परीक्षा नियंत्रक को निर्धारित अवधि से पहले प्रत्यावर्तन किया जा 
सकता है । 

__ परीक्षा नियंत्रक को असज्जित आवास की पात्रता होगी जिसके लिए यथाप्रयोज्य मकान की श्रेणी के लिए निर्धारित 
लाइसेंस फी ( शुल्क ) का भुगतान करना होगा । 
5. परीक्षा नियंत्रक को कार्यालय से उनके आवास के बीच यात्रा के लिए स्टाफ कार की सुविधा और एसटीडी सुविधा के 
साथ निःशुल्क टेलीफोन की भी पात्रता होगी । 
6. परीक्षा नियंत्रक की सेवा की निबंधन और शर्ते वही होंगी जो विश्वविद्यालय द्वारा समय - समय पर अपने गैर - प्रावकाश 
कर्मियों के लिए यथा निर्धारित की जाएंगी । 
7 . अधिनियम , परिनियम और अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं के संबंध में कार्य निष्पादन करेगा 
और वैसे कर्तव्यों और कार्यों का निष्पादन करेगा जो कार्यकारिणी परिषद अथवा कुलपति द्वारा समय - समय पर परीक्षा नियंत्रक को 
सौंपा जाए । 

अध्यादेश सं . 13 


पुस्तकालय अध्यक्ष की परिलब्धियाँ और सेवा की निबंधन और शर्ते 


[ केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28(1)(ण ) एवं परिनियम 9(2)] 

पुस्तकालय अध्यक्ष को केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित और समय - समय पर कार्यकारिणी परिषद द्वारा यथा अंगीकृ 
त वेतन और भत्ताओं को प्राप्त करने की पात्रता होगी । 
2 . 

या की निबंधन और शर्ते वही होंगी जो विश्वविद्यालय के अन्य गैर प्रावकाश कर्मचारियों के 
लिए यथा निर्धारित की जाएंगी । 

पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार अथवा किसी अन्य संगठन संस्थान से प्रतिनियुक्ति आधार पर की जाती 
है , उनकी सेवा की निबंधन और शर्ते विश्वविद्यालय की प्रतिनियुक्ति नियमों से शासित होगा । परंतु यह कि कुलपति की संस्तुति 
पर कार्यकारिणी परिषद द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए पुस्तकालय अध्यक्ष को निर्धारित अवधि से पहले प्रत्यावर्तन किया 
जा सकता है । 

पुस्तकालय अध्यक्ष को असज्जित आवास की पात्रता होगी जिसके लिए यथाप्रयोज्य मकान की श्रेणी के लिए निर्धारित 
लाइसेंस फी ( शुल्क ) का भुगतान करना होगा । 

पुस्तकालय अध्यक्ष को आवास पर एसटीडी सुविधा के साथ निरूशुल्क टेलीफोन की पात्रता होगी । 

पुस्तकालय अध्यक्ष की सेवा की निबंधन और शर्ते वही होंगी जो विश्वविद्यालय द्वारा समय - समय पर अपने 
गैर - प्रावकाश कर्मियों के लिए यथा निर्धारित की जाएंगी । 


[ TT III - 


45 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


23 


7. पुस्तकालय अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो कार्यकारिणी परिषद अथवा कुलपति द्वारा 
समय - समय पर उन्हें सौंपा जाए । 

डॉ. संजीव शर्मा, परीक्षा नियंत्रक एव कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार) 

[ faşı144 - III / 4 / 37841. / 476 / 16 ] 


CENTRAL UNIVERSITY OF HIMACHAL PRADESH 


[ Established under the Central Universities Act 2009 ] 

NOTIFICATION 

Dharamshala , the 24th July, 2010 
No. 3 -3/CUHP/GA/2010 /Vol.II. — The following is published for General Information : 


In Pursuit of Inclusive Access & Excellence in Higher Education 
ORDINANCES OF THE UNIVERSITY 

Number 01 to 13 


ORDINANCE NO : 1 


ASSIGNMENT OF DEPARTMENTS AND CENTRES TO SCHOOLS OF STUDIES 

( Statute 15 (5 ) (a ) of the Statutes of the Central Universities Act, 2009 ) 


The Departments and Centres of Studies as assigned to each School of Studies areas under 
1) School of Medical Sciences 
a) Colleges Maintained by the University 

i) College of Medical Sciences 

ii ) College of Dental Sciences 
b ) Departments of Studies 
i) Such Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the 

Ordinance 
c ) Centres of Studies 


i) Such Centre asmay be established from time to time and assigned by the Ordinances 


2 ) School of Health & Allied Sciences 


a ) Departments of Studies: 

i) Department of Nursing & Patient Care 
ii) Department of Physiotherapy 
iii ) Department of Rehabilitation Sciences 
iv) Department of Pharmaceutical Sciences 
v ) Department of Pathology & Diagnostics 
vi) Department of Nutrition & Food Technology 
vii ) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the 

Ordinances 
b ) Centres of Studies: 

i) Centre for Criminology & Forensic Sciences 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


ii) Centre for Hospital & Healthcare Management 

iii ) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances 
3) School of Engineering Sciences & Technology 
a ) Departments of Studies : 

i) Department of Civil & Environmental Engineering 
ii) Department of Electrical Engineering & Energy Technology 
iii ) Department of Electronics & Communication Engineering 
iv) Department of Mechanical & Aerospace Engineering 
v ) Department of Chemical Engineering & Chemical Technology 
vi) Department of Computer Engineering & Robotics 
vii ) Department of Pharmaceutical Technologies 
viii ) Department of Biotechnology & Genome 
ix ) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the 

Ordinances 
b ) Centres of Studies 

i) Centre for Emerging Technologies & Innovation 
ii ) Centre for Earthquake Sciences & Engineering 
iii) Centre for Skill Development & Community Polytechnic 

iv ) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances 
4 ) School of Planning , Architecture & Design 
a ) Departments of Studies : 

i) Department of Architecture 
ii ) Department of Landscape Architecture 
iii ) Department of Interior Design 
iv ) Department of Planning 
v ) Department of Design 
vi) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the 

Ordinances 


b ) Centres of Studies: 


i) 


Centre for Urban Renewal and Architectural Conservation 


ii) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances 
5 ) School of Physical & Material Sciences 
a ) Departments of Studies: 

i) Department of Physics & Astronomical Science 
ii) Department ofMicrowave & Electronics 
iii ) Department of Chemistry & Chemical Sciences 
iv) Department of Nanoscience & Materials 
v ) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the 

Ordinances 
b ) Centres of Studies : 

i) Centre for Energy Studies 
ii ) Centre for Analytical Techniques in Physical & Material Sciences 


[ TT III , qu5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


iii) Centre for Inter-disciplinary Research in Basic Sciences 

iv ) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances 
6 ) School of Life Sciences 
a ) Departments: 

i) Department of Animal Sciences 
ii) Department of Plant Sciences 
iii ) Department of Structural Biology 
iv ) Department ofMicrobiology 
v ) Department of Biochemistry & Molecular Biology 
vi) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the 

Ordinances 
b ) Centres of Studies: 

i) Centre for Computational Biology & Bioinformatics 
ii) Centre for Human Biological Chemistry & Genetics 
iii ) Centre for Biomedical Engineering & Bio - Engineering 

iv) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances 
7 ) School of Earth & Environmental Sciences: 
a ) Departments : 

i) Department of Geology 
ii ) Department ofGeography 
iii ) Department of Environmental Sciences 
iv ) Department of Atmospheric & Planetary Sciences 
v ) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the 

Ordinances 
b ) Centres of Studies: 

i) Centre for Climate Change , Oceanic Sciences & Glacier Studies 
ii) Centre for Hydrological Sciences & Hydro Energy 
iii ) Centre for Natural Resource Management & Human Ecology 

iv) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances 
8 ) School ofMathematics, Computers & Information Sciences 


a ) Departments : 

i) Department of Mathematics 
ii ) Department of Statistics & Actuarial Science 
iii ) Department of Computer Science & Informatics 
iv) Department of Library & Information Science 
v ) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the 

Ordinances 
b ) Centres of Studies: 

i) Centre for the Development of Multimedia Systems 


ii ) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances 


9 ) School of Humanities & Languages 

a ) Departments: 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


i) Department of Philosophy & Human Values 
ii ) Department of Comparative Religion & Civilisation 
iii ) Department of History , Culture & Archaeology 
iv) Department of Linguistics & Etymology 
v ) Department of English & European Languages 
vi) Department of Hindi & Indian Languages 
vii ) Department of Sanskrit & Pali 
viii ) Department of Urdu 
ix ) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the 

Ordinances 
b ) Centres of Studies: 

i) Communication and Language Lab 
ii ) Centre for Comparative Literature & Translation Studies 
iii ) Centre for Indo - Arab and Iranian Studies 
iv ) Centre for Indo - Tibet and Chinese Studies 

v ) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances 
10 ) School of Social Sciences 

a) Departments : 
i) Department of Economics & Public Policy 
ii ) Department of Political Sciences & InternationalRelations 
iii) Department of Public Policy & Public SystemsManagement 
iv )Department of Sociology & Social Anthropology 
v ) Department of SocialWork 
vi)Department of Psychology & Behavioural Sciences 
vii ) Department of Family & Community Sciences 
viii ) Such other Departments asmay be established from time to time under the Statutes and assigned by the 

Ordinances 
b ) Centres of Studies: 

i) Centre for Peace Studies & Conflict Resolution 
ii ) Centre for South Asian Studies 
iii ) Centre for Defence & Strategic Studies 
iv) Centre for the Study of Social Exclusion & Inclusive Policies 
v ) Centre for Women Studies 
vi) Centre for Dalit & Minority Studies 
vii ) Centre for Rural and Tribal Studies 

viii) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances 
11 ) School of Education 

a ) Departments : 
i) Department of Educational Studies 
ii ) Department of Teachers Education 
iii )Department of Special Education 
iv ) Department of Early Childhood Education 
v ) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the 

Ordinances 


[ TT III , qu5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


b ) Centres of Studies: 
i) Centre for Policy Research in Education 
ii ) Centre for Educational Technology & Innovation 

iii ) Such other Centre asmay be established from time to time and assigned by the Ordinances 
12 ) School of Business & Management Science 

a ) Departments: 
i) Department of Accounting & Finance 
ii ) Department of HRM & Organisational Behaviour 
iii )Department of Production & Operations Management 
iv ) Department of Marketing & Supply Chain Management 
v ) Department of Management Science 
vi) Department of Change Management & Organisation Development 
vii) Department of International Trade , Business & Finance 
viii ) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the 

Ordinances 
b ) Centres of Studies : 
i) Centre for Corporate Social Responsibility , Ethics & Corporate Governance 
ii ) Centre for Entrepreneurship & Innovation 

iii )Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances 
13 ) School of Tourism , Travel and Hospitality Management: 

a ) Departments: 
i) Department of Tourism & TravelManagement 
ii) Department of Hotel & Hospitality Management 
iii) Department of Event, Trade Fair & Exhibition Management 
iv ) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the 

Ordinances 
b ) Centres of Studies : 
i) Centre for the Promotion of Ecological, Adventure , Health & Cultural Tourism 

ii ) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances 
14 ) School of Fine Arts & Art Education 
a ) Departments: 

i) Department of Performing Arts 
ii ) Department of Visual Arts 
iii)Department of History of Art, Art Education & Art Appreciation 
iv ) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the 

Ordinances 
b ) Centre of Studies: 

i) Centre for Popularisation and Preservation of Pahari Language , Art, Culture & Handicrafts 

ii) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances 
15 ) School of Journalism ,Mass Communication & New Media 
a ) Departments: 

i) Department of Journalism & Creative Writing 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


ii ) Department of Mass Communication & Electronic Media 
iii )Department of Photography , Films & Television 
iv)Department of Advertising and Marketing Communication 
v ) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the 

Ordinances 


b ) Centres of Studies : 


i) Centre for Media Studies & Development Communication 

ii) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances 
16 ) School of Law & Jurisprudence 


a ) Departments 


i) Department of Constitutional Law 


ii) Department of Administrative Law 
iii )Department of Criminal Law 
iv )Department of Corporate & Taxation Law 
v) Department of Labour Laws & Industrial Relations 
vi) Department of International Law 
vii ) Department of Personal Law 


viii ) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the 

Ordinances 


b ) Centres of Studies: 

i) Centre for Comparative Law & Jurisprudence 
ii) Centre for the Study of Cyber Law & Cyber Crimes 
iii )Centre for the Study of WTO , WIPO & IPR related Laws 
iv ) Centre for Human Rights 
v ) Centre for Environmental Law 

vi)Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances 
17 ) School of Physical Education , Sports and Athletics 
a ) Departments: 

i) Department of Athletics 
ii ) Department of Indoor Games & Sports 
iii )Department of Court Games & Sports 
iv )Department of Field Games & Sports 
v ) Department of Water Sports 
vi) Department of Equestrian 
vii) Department of Shooting & Archery 
viii ) Department of Adventure Sports & Trekking 
ix )Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the 

Ordinances 
b ) Centres of Studies: 

i) Centre for Sports Psychology 
ii) Centre for Sports Medicine 
iii )Centre for Sports Physiotherapy 


[ TT III - Ou5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


iv ) Centre for Yoga and other Fitness Regimen 
v ) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances 

ORDINANCE NO . 2 
ADMISSION OF STUDENTS TO THE UNIVERSITY 

(Section 28 (1) (1 ) The Central University Act 2009 ) 
1) General Rules relating to Admission : 
a ) The University shall be open to the persons of either sex and of whatever caste , creed , race or class, and it shall 

not be lawful for the University to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or 
profession in order to entitle him to be to be admitted as a student in the University or to graduate thereat or to 

enjoy or exercise any privilege thereof. 
b ) The University shall maintain an all - India character and high standards of teaching and research and shall admit 

students strictly on merit as determined through a common national level entrance examination conducted by the 
University either individually or jointly with other universities. 
The common national level entrance examination shall be aimed at assessing knowledge , comprehension and 
aptitude of the student to pursue higher studies and merit of the candidates shall be determined by a composite 
score based on the marks scored in written test , past academic performance , viva , group discussion and personal 

interview . 
d ) The academic calendar and commencement of classes for all Programmes of Studies shall be in accordance with 

the guidelines/regulations issued by the UGC and /or other national level regulatory bodies as issued and 
amended from time to time. 
The minimum and maximum duration of Programmes of Studies shall be prescribed by the Academic Council 
in conformity with requirements of regulations prescribed by the UGC and other national regulatory bodies from 

time to time and shall be notified in the Prospectus. 
f ) No candidate , pursuing a full -time programme of study in the University shall be allowed to take up a job 

without prior and explicit permission of the University . 
i) Provided further that those already employed at the time of admission shall submit, within thirty days , in 

original, a certificate from their employer to the effect that the employer has granted him /her leave for the 

whole duration of the programme of study for pursuing the programme of study in the university . 
ii) Provided that the above shall not prohibit, exclude or exempt a student from undergoing obligatory or 

optional work placement, if completion of the programme of studies in which he /she has taken admission , 

so requires. 
g ) No student pursuing full time Programme of Study in the University shall be permitted to take any other regular 

examination leading to another degree of this University or any other education institutions. However a student 
would be eligible to take courses under Career Oriented Proficiency /Certificate /Diploma Programmes of 

simultaneously either from CUHP or any other university / educational institution /board etc . 
h ) If at any time it is discovered that a candidate has made a false or incorrect statement or has furnished false or 

incorrect information or has used any other fraudulent means have been used for securing admission his / her 
name shall be removed from the rolls of the University . 
A Student admitted to the University shall be a member either of a Hall of Residence Hostel or Non -Resident 

Students Centre of the University . 
j) A student admitted to a Programme of Study if detained due to the shortage of attendance in the first Semester , 

will no longer remain the student of the University . Such students will have to seek fresh admission and will be 

required to go through the entire admission process . 
2 ) Application for Admission 
a ) All admissions shall be based on the applications received in response to the admission notification and issue of 

Prospectus . The University shall, publish its Prospectus , as approved by the Executive Council on the 
recommendation of Academic Council. 
Applications for admission must be accompanied by a non -refundable application fee in the form of an Account 
Payee Bank Draft/ Pay Order (payable to the Central University of Himachal Pradesh ) or receipt of remittance 
of cash transfer to the University through designated channels or Cash Receipt obtained from the designated 
Banks . 
University will have a single common application form for admission to all programme of studies at a particular 
level i.e . a single common form for all programme of studies at the Undergraduate (UG ) Level, a single 
common form for all programme of studies at the Postgraduate (PG ) and a single common form for admission in 
Research Degree (RD ). 


c ) 


30 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


b ) 


d 


d ) Applicants for admission shall be required to indicate their choices of Programme of Studies in order of their 

preference in their application form and that the admission shall be made strictly on the merit of based on the 

composite score of the selection criteria in accordance with the preference of the applicants . 
3 ) Prospectus: 
a ) The prospectus shall be published on the website of the University , and the attention of prospective students and 

the general public shall be drawn to such publication on the website through advertisements in the prominent 
national dailies . Printed copies of the prospectus may also be available along with the application forms for 
admission at a nominal price . Price of Prospectus and application fee shall be prescribed by Executive Council 
on the recommendation of the Academic Council 
Content of the Prospectus, shall be such as approved by the Executive Council on the recommendation of the 
Academic Council, and will broadly contain , at least , the following : 
i) the number of approved intake/ seats and the commencement and last date of the receipt of application for 

each programme of study for the academic year for which applications for admission are invited . 
ii) procedure for the issue and receipt and submission of application forms for admission including the dates and 

timings of the issue and receipt of Admission forms 
iii ) the conditions of eligibility including the minimum prescribed educational qualification and minimum and 

maximum age limit of persons for admission as a student in a particular programme of study, where so 

specified by the institution . 
iv ) the process of admission and selection of eligible candidates applying for such admission , including all 

relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for 

admission to each programme of study and the amount of fee to be paid for the admission test. 
v ) each component of the fee , deposits and other charges payable by the students admitted to the University for 

pursuing a course or programme of study, and the other terms and conditions of such payment. 
vi) the percentage of tuition fee and other charges refundable to a student admitted in the University in case a 

student withdraws from such institution before or after completion of course or programme of study and the 

time within , and the manner in , which such refund shall be made to that student. 
vii ) details of the teaching faculty , including the educational qualifications and teaching experience of every 

member of its teaching faculty and also indicating therein whether such members are on regular basis or as 

visiting member. 
viii ) information in regard to physical and academic infrastructure and other facilities including hostel 

accommodation , library and hospital or industry wherein the practical training to be imparted to the students 

and in particular the facilities accessible by students on being admitted to the institution . 
ix ) broad outline of the syllabi specified for every programme of study, including the teaching hours, practical 

sessions and other assignments . 
x ) all relevant instructions in regard to maintaining the discipline by students within or outside the campus of 

the institution including provisions relating to the prohibition of ragging of any student or students 
4 ) Reservation of Seats in Admission : 
a ) The University shall follow reservation in admission as mandated under the Central Educational Institutions 

(Reservation of Seats ) Act 2008 as amended from time to time and other. Besides , the University shall also 
follow reservation in admission in all programmes of studies in accordance with the Persons with Disabilities 
(Equal Opportunities , Protection of Rights and Full Participation ) Act, 1995 . Accordingly , the University shall 
reserve in all programmes of studies seats for admission as under for the students belonging to : 
i) Scheduled Caste ( SC ) Category 

15 .0 % 
ii) Scheduled Tribe (ST ) Category 

07 . 5 % 
iii )Other Backward Classes (OBC ) Category 27 .0 % 
iv ) Persons with Disabilities ( PWD ) 

03.0 % 
Candidates seeking admission under the reserved categories shall be required to fulfil the prescribed conditions 
of admission requirement of the Course . Application Form of a candidate in the reserved category must be 
submitted along with the Caster /Tribe/Non - creamy layer certificate issued by the competent authority . 

Application Form received without the required certificates is liable to be rejected . 
c) If a candidate in the reserved category qualifies for admission in the general category he/ she shall be treated as a 

general category candidate. If sufficient number of candidates are not available to fill up the seats reserved for 

scheduled tribes , these may be filled up by suitable candidates from scheduled castes and vice - versa . 
5 ) Minimum Eligibility Conditions: 
a ) Minimum eligibility conditions for admission to various programmes of studies including qualifications for 

admission , age limits and relaxation if any, shall be prescribed by the Academic Council and notified in the 
Prospectus each year. 
The minimum eligibility requirements and selection criteria for admission in the Undergraduate (UG ) 
Programme, as approved by the Academic Council on date , are as under : 


b ) 


[ 411 III – QUE 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


31 


Si. 


Programme of Study 


Minimum Eligibility Requirement 


No . 


Undergraduate (UG ) 
Programme 


A minimum of 50 % Marks or an equivalent grade in 10 + 2 
qualification of a recognised school board or an equivalent 
examination in the specified discipline. 


Postgraduate (PG ) 
Programme 


A minimum of 50 % Marks or an equivalent grade in 
Bachelors/UG degree of a recognised University or an 
equivalent examination in the specified discipline . 


Research Degree 
(RD ) Programme 


A minimum of 60 % Marks or an equivalent grade in 
Master s/ PG degree of a recognised University or an 
equivalent examination in the specified discipline . 


6 ) Relaxation in Minimum Qualifying Marks 
a ) Relaxation in minimum qualifying marks up to a maximum of 5 % shall be made in case of candidates belonging 

to the SC , ST and Persons with Disabilities Categories. 
7 ) Criteria for Selection : 
a ) All applicants seeking admission to a Programme of Study shall be required to appear in and qualify the relevant 

specified Single Common Entrance Examination as under: 
SI. Relevant Single Common Admission Test 

For Admission in Specified Relevant Test 
UG Programme 

HEAT: Higher Education Admission Test 
2 PG Programme 

FEAT: Further Education Admission Test 


No. 


| RD Programme 


TREAT: The Research Entrance Aptitude Test 


b ) Based on the merit of the relevant single common admission test as specified above , candidates equivalent to 

three times the number of seats will be called for personal interview / group discussion /interaction . 
c ) Final selection for admission shall be made strictly on the basis of the merit of the composite score determined 
as under 
Sl. No. 

Weightage of different Components of the Composite Score 
Components 

UG 

PG RD 
Scores obtained in 

50 % 50 % 

50 % 
HEAT/FEAT/TREAT as applicable 
Percentage ofMarks in 10th 

15 % 10 % 

10 % 
Percentage of Marks in 10 + 2 

20 % 10 % 

10 % 


2 


Percentage of Marks in UG degree 


NA 


20 % 


10 % 


6 


NA 


NA 


10 % 


Percentage of Marks in PG degree 
Personal Interview /GD 


15 % 


10 % 


10 % 


Total 


100 % 


100 % 


100 % 


d ) Syllabus, Coverage and weightage of different Components of the HEAT, FEAT & TREAT 
i) The syllabus, coverage , weightage of different components, durations and the degree and level of difficulty 

of the HEAT/ FEAT/ TREAT as applicable for admission in various programmes of studies of the University 

shall be approved by the Academic Council and duly prescribed and notified in the Prospectus . 
ii ) Broadly , however, the HEAT/ FEAT/ TREAT shall be aptitude based and of 2 to 3 Hours duration . The time, 

date and centres shall be notified in the University Prospectus. Further, the HEAT /FEAT /TREAT shall 
generally have Multiple Choice Questions (MCQs ) aimed at assessing the knowledge , aptitude and skills of 
candidates in terms of: 
( 1) Verbal Ability : Intended to test the candidate s understanding of the basic rules of grammar and 

English usage, this section will cover Pronouns, Misplaced Modifiers, Subject-Verb agreement, 
Parallel Construction, Verbs, Quantifiers, Comparatives and Idiomatic Expression , Vocabulary, 
Synonyms and Antonyms and Sentence completion . 


32 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


(2 ) Critical Reasoning: Intended to assess aspirants ability to analyze arguments , find underlying 

assumptions, discern flaws in arguments and ascertain their validity and also to assess aspirants ability 
to critically evaluate statements and situations; the questions in this part shall be based on short 
passages . 
Reading Comprehension : Intended to assess candidates ability to understand and analyze information 
presented in text and also to assess aspirants ability to apply concepts and information presented in a 
passage to parallel situations, in this part, candidates shall be provided one or more passages 

accompanied by sets of questions . 
(4 ) Quantitative Aptitude & Numerical Ability : This section is intended to assess the quantitative aptitudes 

of the applicants. Intended to evaluate aspirants understanding and ability to apply the knowledge of 
basic mathematical concepts. This section shall have questions pertaining to functions, algebra , 
coordinate system , inequalities, time, speed , distance , ratios and proportions, sets, profit & loss , simple 

and compound interest and elementary statistics central tendency, dispersion , Probability etc . 
(5 ) Data Analysis and Data Sufficiency: Intended to measure candidates ability to analyze a situation and 

make decisions based on available data , this section shall have questions based on data given either in a 
tabular for or in the form of diagrams of different types, this section shall comprise of questions based 

on graphs, tables , bar chart etc . 
(6 ) Reasoning and General Intelligence: Intended to assess aspirants ability and capacity to draw 

inferences from various given situations and their ability to use logic and general intelligence, this 
section will have questions that will require aspirants to use logic to draw inferences and make effective 

decisions. 
Notwithstanding the above provisions, the University may also admit students, in case of programme of studies 
where the number of intake is small , on the basis of marks obtained in the qualifying examination in such 
courses. In that cases , the weightage of different components of the selection criteria shall be adjusted 
accordingly . 
Provided further that , in the very first year of the commencement of a programme of studies, when the 
university is not sure of the magnitude of applications likely to be received , the University may admit students 
on merit determined by the composite score of candidates in the qualifying examination , past academic records 
and performance in the group discussion /personal interviews. In that cases, the weightage of different 

components of the selection criteria shall be adjusted accordingly . 
8 ) Supernumerary Seats for Admission of the Foreign Nationals/NRIs/ PIOS 
a ) In all the courses 15 % seats may be filled as Supernumerary Seats meant for Foreign Nationals (FN ), Non 

Resident Indians (NRI) and Persons of Indian Origin ( PIO ) category candidates. Out of the above 15 % 

Supernumerary Seats , one-third shall be earmarked for the children of Indian workers in the Gulf. 
b ) Candidates belonging to the FN /NRI/PIO category shall not be required to appear for the single common 

entrance examination of the University will have to fulfil minimum eligibility conditions for admission . 
Additionally, they may be required to qualify internationally accepted aptitude tests like 
SAT/GMAT /GRE / TOEFL as prescribed for admission in different programme of studies as specified in the 
Prospectus of the University . 
Admission to these category of students shall be granted on merit determined either by their past academic 
records or by internationally conducted aptitude tests for admission in higher education or a combination thereof 

with due regards to need for providing opportunities to the nationals belonging to different countries. 
d ) Candidates seeking admission under the above quota of Supernumerary Seats shall be required to submit their 

application on a prescribed form , along with the certified copies of all the necessary documents, as per the 
procedure specified in the Prospectus, to the office of the Foreign Students Advisor (FSA ) in advance 

throughout the year but not later than 30th April. 
e ) Application for admission should be submitted to the Dean of the School / Head of the Department concerned 

along with the attested / certified copies of all the necessary documents . 
Candidates seeking admission under FN /NRI/ PIO category shall be required to pay fees and other charges as 
applicable to their category and as specified in the ordinances relating to fee structure and as notified in the 

Prospectus. 
g) Candidates admitted under the FN /PIO category shall be required to undergo a medical test ( including test for 

HIV AIDS) within a week from the date of admission . 


C ) 


Candidates admitted under the FN /PIO category shall be required to produce STUDENT VISA within one 
month of the date of completion of the admission but prior to the commencement of the academic session and 


[ TT III , qu5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


submit a copy of the same in the Office of the Foreign Students Advisor, failing which their admission shall 

stand cancelled . 
9) Completion of Admission Formalities : 
a ) No candidate shall be entitled to claim admission as a matter of right and that the University reserves the right to 

refuse admission in any individual case without assigning any reason . 
A candidate shall be considered as admitted to a Programme of Study and be eligible to avail the privileges of a 
student of the University only after he/she has completed all admission formalities including payment of the 
prescribed fee , as per the Prospectus. If a candidate fails to complete the admission formalities by the prescribed 

date, he /she will automatically forfeit his /her right of admission . 
c ) List of selected candidates shall be displayed on the university website (www .cuhimachal.ac. in ) and on the 

Notice Boards of the Controller of Examination and School/Department concerned . No intimation to the 

selected candidates will be sentby post. 
d ) The candidates shall be required to get their admission completed by the date given in the schedule . 
e ) The selected candidates shall be required to produce , for verification at the time of interview / last date for 

completion of the admission formalities, the following documents in original. 
i) Certificates, Diplomas, Degrees,Mark- Sheets of all educational qualifications 
ii) In case of the working students, a No Objection Certificate (NOC ) from the employer clearly mentioning the 

permission of the employer has no objection in the candidate pursuing higher education at the University . 
iii )In case of gap between the qualifying examination and the year of seeking admission in the university , the 

candidate shall be required to submit an affidavit for engagement during the intervening period . 
f) Admission will be granted to only those students whose results of the qualifying examinations are complete in 

all respects . 
g ) Admission of candidates to a Programme of study shall be subject to the clearance from the Proctor of the 

University 
h ) Admission of such candidates who are seeking admission after a gap of three or more academic years of their 

taking Certificate / Diploma/ Degree / Post -Graduate Degree from this University or any other 
University /Educational Institution /Board , shall be subject to the clearance by the Admission Review Committee 
consisting of the Dean Students Welfare (DSW ), the Dean of the School concerned , the HOD concerned , and 
the Proctor . 
At the time of admission , every student shall be required to sign a declaration to the effect that he /she submits 

himself/herself to the disciplinary jurisdiction of the Vice Chancellor and other authorities of the University . 
j) All the students admitted to a Programme of Study shall be required to submit Transfer Certificate /Migration 

Certificate in original within 30 days from the date of admission , failing which their admission in the university 

may be cancelled . 
10 ) Conduct and Administration of Admission : 
a ) The administration , conduct and logistics including maintenance of confidentiality and secrecy and preparation 

of list of candidates called for interview on the basis of the merit of the HEAT/FEAT/ TREAT, as applicable , 
shall be the responsibility of the Controller of Examination or of any person specifically appointed by the Vice 
Chancellor for the purpose . Accordingly , it shall be the responsibility of the Controller of examination to : 
i) Ensure that the provisions of the Act, Statutes and Ordinances with regard to admission of students are 

strictly adhered to . 
ii ) Coordinate the task of preparation of the University Prospectus. 
iii ) Issue notification for admission including the date of commencement of the issue and the last date for the 

receipt of application form . 
iv ) Receive, verify and process application forms received for admission including allotment of roll numbers and 

issue the admit cards . 
v ) Take care of the logistics and conduct of entrance examination including. 
vi) obtain the approval of the Vice Chancellor for appointment of paper setter ( s), evaluator (s), coder (s ) and 

decoder(s) and get the answer scripts coded , evaluated and decoded by the panel of experts as approved by 
the Vice Chancellor. 


34 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC. 4 ] 


vii) Prepare and notify the list of candidates called for Group Discussion / Personal Interview (GD /PI) interview , 

as per the merit of the HEAT/ FEAT/ TREAT , as applicable . 


viii) Forward the list of the candidates short -listed for GD/ PI, in alphabetical order, without disclosing the marks 

obtained in the HEAT/ FEAT/ TREAT , to the Dean of the School concerned . 
ix ) Verify and tabulate the scores obtained in all the components of the Selection Criteria as specified in these 

Ordinances and prepare the list of candidates finally selected for admission in various programmes of 

studies in accordance with the merit of the composite score . 
x ) Notify the list of the selected candidates along with the waiting list and to issue admission and fee slips to 

the selected candidates for completing the admission formalities. 
xi) allot registration /enrolment numbers to the candidates finally admitted and Forward the names of the 

candidates admitted to different programmes of studies to the Deans of the School and Heads of the 

Department concerned 
b ) Question Papers for each of the single common entrance examination i.e . the HEAT , FEAT and TREAT each 

year shall be separately set by the Expert(s ) appointed by the Vice Chancellor in accordance with the syllabi, 
coverage and weightage of different components as approved by the Academic Council and notified in the 

Prospectus. 
c ) There shall be an Admission Committee at the level of each School comprising the Dean of the School 

concerned , as Chairman , Heads of each Department in the School and two nominees of the Vice Chancellor. 
The Admission Committee may , if necessary, constitute Admission Interview Committee comprising the Head 
of the Department Concerned as Chairman , a Nominee of the Dean , one or two faculty members of the 
concerned Department and a Nominee of the Vice Chancellor. 
Admission Committee shall conduct the GD /PI of the short- listed candidates, verify their marks in the 
qualifying and other previous examinations and Dean as Chairman of the Admission Committee shall forward 
the list of candidates mentioning the marks scored by each students in the GD /PI and in the qualifying and 
previous examinations. 


e ) 


Final selection of candidates for admission shall be done by the Controller of Examination , who shall verify 
from record and tabulate the marks obtained by each candidate in different components of the Selection Criteria 
and will prepare and notify the list of candidates selected for admission in different programmes of studies . 

ORDINANCES NO . 3 
APPOINTMENT, FUNCTIONS , DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE DEAN 

[Under Section 28 ( 1) Clause 5 (3 ) of the Central University Act 2009 ] 
1) The Dean of the School shall be appointed by the Vice -Chancellor from amongst the Professors in the School 

Concerned by rotation in order of seniority . 
Provided that if there is no Professor in the school, the Dean shall be appointed , for the time being, from amongst the 
Associate Professors in the school by rotation in order of seniority . 
The tenure of the Dean of the School shall be three years or till he /she attains the age of superannuation , whichever 
be earlier. 


2 ) 


3 ) 


5 ) 


The Dean of a School shall be the Head of the School and shall be empowered to convene and chair the meeting of 
the School Board 
The Dean of the School shall be responsible for the conduct and maintenance of standards of teaching and research 
in the School and shall : 
a) be entitled to such allowances and amenities as the Executive Council may approve from time to time. 
b ) provide effective leadership and guidance in the policy , curriculum planning and implementation of the School 
c ) be responsible for overall coordination within the school and also coordinate the conduct of exams and award of 

the marks sheet; 
d ) be responsible for overall performance and discipline of the school . 
e) be responsible for overall administration , upkeep and maintenance of all the buildings and properties under the 

School 
f) operate the Budget of the School. 
g ) be responsible for the records, furniture and equipments under him . 


[ TT III , qu5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


35 


h ) be empowered to remove the name from the rolls and readmit a student in the School concerned . 
i) be empowered to withhold the Hall Ticket of student of the School for valid reasons. and 
j) exercise such other powers and perform such other functions, as may be delegated or assigned to him . 

ORDINANCES NO . 4 


CONSTITUTION OF THE BOARD OF STUDIES AND TERMS OF OFFICE OF ITS MEMBERS 


1 ) 


[Section 23 and Stature 16 (2 ) of the Central Universities Act 2009 ] 
Each Department shall have a Board of Studies comprising the following members 
a ) Head of the Department, who shall be the Chairman & Convenor 
b ) Dean of the School concerned or his/her nominee 
c ) All the Professors of the Department / Centre ( ex - officio members) 
d ) One Associate Professor of the Department by rotation in order of seniority 
e ) One Assistant Professor of the Department by rotation in order of seniority 
f) Two teachers, from amongst the faculty members of the University belonging to the allied and cognate 

disciplines , nominated by the Vice Chancellor . 
g) Two subject experts , not in the service of the university , to be nominated by the Vice chancellor 
2 ) The term of office of the members , other than the ex -officio members i. e. the Head of the Department and the 

Professors of the department, shall be three years. 
3 ) A Teacher of the University Department / Centre shall cease to be a member if he ceases to be a teacher of the 

concerned Department / Centre. 
4 ) Subject to the overall control and supervision of the Academic Council, the functions of the Board of Studies shall 

be: 
a ) To approve subject for research for various degree and the other requirements of research degree . 
b ) To recommend to the concerned School Board 

i) courses of studies and appointment of examiners but excluding research degree 
ii) appointment of supervisors for research . 
iii)measures for the improvement of the standard of teaching and research . 
To ensure that the curricula and syllabi of various courses offered by the teachers in the Departments are 

periodically reviewed and continuously revised and updated . 
d ) To perform such other functions as may be assigned to it by the Academic Council, School Board or the Vice 

Chancellor. 
5 ) The Head of the Department/ Centre shall convene and preside over the meeting of Board of Studies . 
6 ) In case Head of the Department/Centre is not present at any meeting the senior -most member present shall act as the 

Chairman for the meeting. 
7 ) Board of Studies shall ordinarily meet at least twice a year and on such occasions as may be directed by the Vice 

Chancellor. 
Notice for a meeting of the Board of Studies, other than a special meeting , shall ordinarily be issued at least 10 days 
before the day fixed for the meeting . The rules of conduct of the meetings of the Board shall be prescribed by the 
regulations. 
The quorum for the meetings of the Board of Studies shall be 50 % of the members of the Board of Studies which 

shall include at least one outside expert . 
10 ) Special meetings may be called by the Chairman at his/her own initiative or on a written request by at least 50 % of 

the members of the Board of Studies. 
11) In case of special meetings called at the request of the members, no item other than those notified in the Agenda 

shall be discussed and that the presence of all members, at whose request the Special meeting was called , will be 

essential. 
12 ) If in the opinion of the Vice- Chancellor, it is not necessary or expedient to convene a meeting of the Board of 

Studies to consider any item and if he considers that a matter could be disposed off by circulation among the 
members of Board of Studies he may issue necessary instructions to that effect. 

ORDINANCES NO . 5 
FUNCTIONS & DUTIES OF THE HEADS OF THE DEPARTMENTS 

[Section 28 (1 )(0 ) of the Central Universities Act 2009 ] 


9 ) 


1 . The Head of the Department shall be the academic head of the Department and shall convene and preside over 

the meetings of the Department and the Board of Studies. 
2 . The Head of the Department shall under the general supervision of the Dean : 

Organize the teaching and research work in the Department. 


36 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


(v) 


(ii ) Frame the timetable in conformity with allocation of the teaching work made by the Department. 
( iii) Maintain discipline in the class rooms and laboratories through the teachers . 
(iv) Assign to the teachers in the Department such duties as may be necessary for the proper 

functioning of the Department. 

Assign work to and exercise control over the non -teaching staff in the Department, and 
(vi) be responsible for the coordination and supervision of teaching and research in the Department. 
( vii) be responsible for the records, equipment and furniture of the Department and the books of the 

Departmental Library . 
(viii ) operate the Budget of the Department. 
( ix ) Perform such other functions as may be assigned by the Dean , the Board of the School concerned , 
the Academic Council and the Vice- Chancellor. 

ORDINANCES NO . 6 
FUNCTIONS & DUTIES OF THE DIRECTORS OF THE CENTRES 

[Section 28 ( 1) (0 ) of the Central Universities Act 2009 ] 
1. The Director of the Centre shall be the academic head of the Centre and shall convene and preside over the 

meetings of the Centre and the Board of Studies. 
2 . The Director of the Centre shall under the general supervision of the Dean : 

Organize the teaching and research work in the Centre ; 
( ii ) Frame the time table in conformity with allocation of the teaching work made by the Centre ; 
( iii) Maintain discipline in the class rooms and laboratories through the teachers ; 
(iv) Assign to the teachers in the Centre such duties as may be necessary for the proper functioning of 

the Centre ; 

Assign work to and exercise control over the non -teaching staff in the Centre ; and 
(vi) be responsible for the coordination and supervision of teaching and research in the Centre; 
(vii) be responsible for the records, equipment, library books and furniture of the Centre ; 
(viii) operate the Budget of the Centre 
( ix ) Perform such other functions as may be assigned by the Dean , the Board of the School concerned , 
the Academic Council and the Vice -Chancellor. 

ORDINANCE NO : 7 
FUNCTIONS AND RESPONSBILITIES OF THE DEAN STUDENTS WELFARE 

[Section 9 (9) & 27 (2) of the Central Universities Act 2009 ] 
The Dean Students Welfare (DSW ) shall exercise such powers and perform such duties in respect of the welfare of 
the students, as may be delegated /assigned to him /her by the Vice Chancellor 
The Dean Students Welfare (DSW ) shall be the Chairman of the Students Council, and he /she shall convene the 
meetings of the Council . 
The Dean Students Welfare (DSW ) shall be assisted by Associate Dean Students Welfare (ADSW ) who shall be 
appointed by the Vice - Chancellor from amongst the teachers of the University for a term of three years . 
The Associate Dean Students Welfare (ADSW ) shall be entitled to such allowances as the Executive Council may 
approve from time to time. 
The Dean of Students Welfare in the University shall look after the general welfare of the students , as also provide 
appropriate encouragement for sound and fruitful relationship between the intellectual and social life of the students 
and for those aspects of the University life outside the classroom , which contribute to their growth and development 
as mature and responsible human beings. 
The Dean of Students Welfare shall : 
a ) Coordinate the activities of various Halls of Residence and have power of shifting a resident student from one 

Hall/Hostel to another, if deemed necessary ; 
b ) Make arrangement with the Railway and Airlines for the issue of concession tickets to students during 

vacations, for educational tours and for student s participation in extra - curricular activities and sports; 
c ) Maintain the register of Alumni and foster communication ; 


1) 


2 ) 


3 ) 


4 ) 


[ TT III , qu5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


37 


7 ) 


1 ) 


d ) Operate the budget of his Office ; 
e ) Perform such other duties and discharge such other responsibilities, as may be assigned to him by the Academic 

Council /the Vice -Chancellor from time to time. 
The Dean of Students Welfare , will arrange for the guidance of and advise to the students of the University in 
matters relating to the following : 
a ) Organisation and development of students bodies ; 
b ) Counselling and students guidance facilities; 
c ) Promotion of students participation in co -curricular and social activities; 
d ) Financial aid to students ; 

Students- Teacher and Student-Administration relationship ; 
f) Career advice services ; 
g ) Health and Medical Services for the students ; 
h ) Residential life of the students ; 
i) Facilities for the students Educational Tours and Excursion , other than those prescribed as part of curriculum ; 
j) Securing facilities for students for further studies in the country and/or abroad , and career advancement; and 
k ) Any other issues relating to the students of the University . 

ORDINANCE NO : 8 
EMOLUMENTS AND TERMS & CONDITIONS OF SERVICE OF THE VICE- CHANCELLOR 

Under Section 28 ( 1)(0 ) & Statute 2 (6 ) of the Central Universities Act 2009 
The Vice Chancellor shall be entitled to receive salary and allowances, other than House Rent Allowance, as notified 
by the University Grants Commission /Central Government from time to time. 
The Vice Chancellor shall be entitled to such terminal benefits as may be prescribed by the Government of India 
from time to time including the benefits of the Contributory Provident Fund of the University . 
Where an employee of the University, or a College or an Institution maintained by the University or of any other 
University or Institution maintained by or admitted to the privileges of such other University , is appointed as Vice 
Chancellor, he /she may be allowed to continue to contribute to any provident fund of which he/she is a member and 
the university shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which the 
person had been contributing immediately before his appointment as the Vice Chancellor. 
a ) Provided further that where such employee had been a member of any pension scheme, the University shall 

make the necessary contribution to such scheme. 
b ) Provided further that where an employee of the University is appointed as Vice - Chancellor ), he/she shall be 

allowed to avail himself of any Leave at his credit before his/her appointment as Vice -Chancellor. Similarly , on 
his/her relinquishing the post of the Vice -Chancellor and in the event of his /her re -joining his/her substantive 

post, he / she shall be entitled to carry back the Leave at his/her credit to the new post. 
c ) Provided further that if a person , employed in another Institution , is appointed as Vice - Chancellor on 

Deputation , he/she shall be entitled to Salary , Allowances , Leave and leave Salary as per Deputation Rules of 
the Institution to which he /she was entitled prior the his/her appointment as Vice-Chancellor and till he / she 
continues to hold his/her lien on this post. The University shall also pay Leave Salary , Provident Fund , Pension 

Contributions to the Institution , where he /she is permanently employed , as admissible under the Rules . 
The Vice -Chancellor shall be entitled to Leave Travel Concession , as approved by the Executive Council (EC ) from 
time to time. 
The Vice -Chancellor shall be entitled to the reimbursement of medical expenses incurred on the medical treatment of 
himself and his family members obtained from the Private OPD /Private Wards of any approved Hospital/Nursing 
Home approved by the University . 
The Vice -Chancellor shall be entitled to the reimbursement of the expenses on account of TA /DA for himself/herself 
and his/her family members and transportation of personal effects (inclusive of that of his/her family ) from his /her 
home town to Dharamshala (Himachal Pradesh ) and back on his/her assuming office and relinquishing it on the 
expiry of his/ her tenure . 
The Vice - Chancellor shall be entitled to receive Travelling Allowance at the rates fixed by the Executive Council . 
The Vice -Chancellor shall , during the tenure of his office , be entitled to Leave on Full Pay at the rate of 30 days in a 
calendar year. The Leave shall be credited to his account in advance in two half- yearly instalments of 15 days each 
on the first day of January and the first day of July every year. 
a ) Provided that if the Vice -Chancellor assumes or relinquishes the charge of his/her office during the currency of 

a half year, the Leave shall be credited proportionately at the rate of two and a half days for each completed 

months of service . 
b ) The Leave at the credit of the Vice - Chancellor at the close of the previous half year shall be carried forward to 

the new half year, subject to the condition that the Leave, so carried forward plus the credit for that half year , 
does not exceed the maximum limit of 300 days. 


4 ) 


5 ) 


7 ) 


8 ) 


38 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC. 4 ] 


c ) The Vice - Chancellor, on relinquishing the charge of his office , shall be entitled for the number of days 

equivalent of the salary admissible for the number of days of leave on full pay due to him at the time of his 

relinquishing of charge, subject a maximum of 300 days , including encashment benefit availed of elsewhere. 
d ) The Vice- Chancellor shall also be entitled to Half- Pay Leave at the rate of twenty days for each completed year 

of service . The half-pay leave may also be availed of as commuted leave on full pay on medical certificate . 
Provided that when such commuted leave is availed of, twice the amount of half -pay leave shall be debited 

against the half-pay leave due. 
e ) The Vice -Chancellor shall also be entitled to avail himself of Extra -Ordinary Leave without pay for a maximum 

period of three months during the full term of five years on medical grounds or otherwise . 
f) In case the Vice - Chancellor is appointed for a further term , the leave period mentioned above , shall apply 

separately to each term . 
g) During the period of such Leave, the Vice - Chancellor shall be entitled to the same Salary , Honorarium and 

Allowances and such other facilities of services as may have been provided . 
9 ) In the case of any absence of the Vice -Chancellor occasioned by any call by the Central or State Government, or 

Public Service, or on Deputation on behalf of the University for any public purpose , the period , so spent shall be 

treated on duty . 
10 ) The Vice -Chancellor shall be entitled , without payment of rent to use a furnished residence throughout his/her term 

of office and no charge shall fall on the Vice Chancellor in respect of the maintenance of such residence including 

water and electricity . 
11) The Vice - Chancellor shall be entitled to the facility of a free official car and free telephone with STD & ISD facility 
at his/ her residence . He/ She shall also be entitled to one cook, and two attendants at his /her residence . 

Ordinance No : 9 
EMOLUMENTS AND TERMS & CONDITIONS OF SERVICE OF THE PRO - VICE - CHANCELLOR 

[Under Section 28 ( 1) (0 ) & Statute 4 ( 3) of the Central Universities Act 2009 ] 
1) The Pro -Vice- Chancellor shall be entitled to receive salary and allowances as notified by the University Grants 

Commission / Central Government from time to time 
2 ) The Pro - Vice -Chancellor shall be entitled to such terminal benefits as may be specified by the Government of India 

from time to time including the benefits of the Contributory Provident Fund of the University . 
3 ) Where an employee of the University , or a College or an Institution maintained by the University or of any other 

University or Institution maintained by or admitted to the privileges of such other University , is appointed as Pro 
Vice - Chancellor , he /she may be allowed to continue to contribute to any provident fund of which he /she is a 
member and the university shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at 
which the person had been contributing immediately before his appointment as the Pro - Vice Chancellor 
a ) Provided further that where such employee had been a member of any pension scheme, the University shall 

make the necessary contribution to such scheme. 
Provided further that where an employee of the University is appointed as Pro -Vice - Chancellor ), he/ she shall be 
allowed to avail himself of any Leave at his credit before his/her appointment as Pro - Vice - Chancellor. 
Similarly , on his /her relinquishing the post of the Pro -Vice -Chancellor and in the event of his/ her re - joining 
his/ her substantive post, he/she shall be entitled to carry back the Leave at his/her credit to the new post. 
Provided further that if a person , employed in another Institution , is appointed as Pro -Vice - Chancellor on 
Deputation , he/ she shall be entitled to Salary , Allowances , Leave and leave Salary as per Deputation Rules of 
the Institution to which he/ she was entitled prior the his/ her appointment as Pro - Vice - Chancellor and till he/she 
continues to hold his/her lien on this post. The University shall also pay Leave Salary , Provident Fund , Pension 

Contributions to the Institution , where he /she is permanently employed , as admissible under the Rules . 
4 ) The Pro - Vice- Chancellor shall be entitled to Leave Travel Concession , as approved by the Executive Council (EC ) 

from time to time. 
5 ) The Pro -Vice -Chancellor shall be entitled to the reimbursement of medical expenses incurred on the medical 

treatment of himself and his family members obtained from the Private OPD /Private Wards of any approved 
Hospital/Nursing Home approved by the University . 
The Pro -Vice -Chancellor shall be entitled to the reimbursement of the expenses on account of TA /DA for 
himself/herself and his /her family members and transportation of personal effects ( inclusive of that of his/ her family ) 
from his /her home town to Dharamshala (Himachal Pradesh ) and back on his/her assuming office and relinquishing 

it on the expiry of his/her tenure . 
7 ) The Pro - Vice -Chancellor shall be entitled to receive Travelling Allowance at the rates prescribed by the relevant 

Ordinances . 
8 ) The Pro - Vice - Chancellor shall , during the tenure of his office, be entitled to Leave on Full Pay at the rate of 30 days 

in a calendar year. The Leave shall be credited to his account in advance in two half- yearly instalments of 15 days 
each on the first day of January and the first day of July every year. 


[ HTT III - QUS 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


39 


e ) 


a ) Provided that if the Pro - Vice -Chancellor assumes or relinquishes the charge of his/her office during the currency 

of a half year, the Leave shall be credited proportionately at the rate of two and a half days for each completed 

months of service . 
b ) The Leave at the credit of the Pro -Vice - Chancellor at the close of the previous half year shall be carried forward 

to the new half year, subject to the condition that the Leave , so carried forward plus the credit for that half year , 

does not exceed the maximum limit of 300 days. 
c ) The Pro - Vice -Chancellor, on relinquishing the charge of his office , shall be entitled for the number of days 

equivalent of the salary admissible for the number of days of leave on full pay due to him at the time of his /her 

relinquishing of charge , subject a maximum of 300 days, including encashment benefit availed of elsewhere . 
d ) The Pro -Vice - Chancellor shall also be entitled to Half-Pay Leave at the rate of twenty days for each completed 

year of service and half -pay may also be availed of as commuted leave on full pay on medical certificate . 
Provided that when such commuted leave is availed of, twice the amount of half -pay leave shall be debited 
against half - pay leave due . 
The Pro -Vice -Chancellor shall also be entitled to avail himself of Extra -Ordinary Leave without pay for a 

maximum period of three months during the full term of five years on medical grounds or otherwise . 
f) In case the Pro - Vice -Chancellor is appointed for a further term , the leave period mentioned above , shall apply 

separately to each term . 
g ) During the period of such Leave , the Pro - Vice -Chancellor shall be entitled to the same Salary , Honorarium and 

Allowances and such other facilities of services as may have been provided . 
9 ) In the case of any absence of the Pro -Vice -Chancellor occasioned by any call by the Central or State Government, or 

Public Service, or on Deputation on behalf of the University for any public purpose , the period , so spent shall be 

treated on duty . 
10 ) The Pro - Vice -Chancellor shall be entitled , to a free furnished residence throughout his/her term of office and no 

charge shall fall on the Pro - Vice -Chancellor in respect of the maintenance of such residence including water and 

power . 
11) The Pro - Vice -Chancellor shall be entitled to the facility of a staff car for journeys performed between Office and 
his/ her residence. He/ She shall also be entitled to free telephone with STD facility and an attendant at his residence . 

Ordinance No: 10 
EMOLUMENTS , TERMS & CONDITIONS OF SERVICE, FUNCTIONS AND 

RESPONSBILITIES OF THE REGISTRAR 

[ Section 28 ( 1)(0 ) & Statute 6 (3 ) & 6 ( 7 )(g ) of the Central Universities Act 2009 ] 
1) The Registrar shall be a whole - time salaried officer appointed on the basis of direct recruitment on the 

recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose for tenure of five years which can be renewed 
for a similar term by the Executive Council and shall be placed in the scale of pay as recommended by the 
University Grants Commission and adopted by the Executive Council from time to time. 
a ) Provided that the Registrar shall retire on attaining the age of sixty -two years . 
b ) Provided further that where an employee of this university or any other Institution / Government and its 

organisations is appointed as Registrar, he / she shall continue to be governed by the same retirement benefit 
scheme, (namely general Provident Fund /Contributory Provident Fund/ Pension / Gratuity / Transfer TA ) to 
which he was entitled prior to his appointment as Registrar, and till he /she continues to hold his /her lien on that 

post. 
2 ) In case the Registrar is appointed on deputation from the Government or any other Organisation /Institution , the 

terms and conditions of his /her service shall be governed by the Deputation Rules of the Government of India . 
Provided that the Registrar appointed on deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the 
Executive Council on the recommendation of the Vice -Chancellor 
When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is , by reason of illness, absence or any other cause , 
unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice 

Chancellor may appoint for the purpose . 
4 ) Registrar shall be entitled to a unfurnished residential accommodation for which he /she shall pay the prescribed 

licence fees, as applicable to the category of the house . 
5 ) Registrar shall be entitled to the facility of staff car between the Office and his/her residence and shall also be 

entitled to free telephone with STD facility . 
The terms and conditions of service , leave, allowances, provident fund and other terminal benefits of the Registrar 
shall be such as prescribed by the University from time to time for its non - vacation staff. 
The Registrar shall have power to take disciplinary Action against such of the employees, excluding teachers and 
other academic staff, as may be specified in the order of the Executive Council and to suspend them pending inquiry , 
to administer warnings to them or to impose on them the penalty of censure or the withholding of increment. 
Provided that: 
a ) no such penalty shall be imposed unless the person has been given a reasonable opportunity of showing cause 

against the Action proposed to be taken in regard to him . 


3 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC. 4 ] 


b ) an appeal shall lie to the Vice- Chancellor against any order of the registrar Imposing any of the penalties 

specified in sub -clause (a ). 
c ) In a case where the inquiry discloses that a punishment beyond the power of the Registrar is called for, the 

Registrar shall, upon the conclusion of the inquiry , make a report to the Vice - Chancellor along with his 
recommendations: Provided that an appeal shall lie to the Executive Council against an order of the Vice 

Chancellor imposing any penalty. 
8 ) The Registrar shall be ex officio Secretary of the Executive Council and the Academic Council, but shall not be a 

member of either of these authorities and he shall be ex officio Member -Secretary of the Court. 
9 ) It shall be the duty of the Registrar 
a ) To be the custodian of the records, the common seal and such other property of the University as the Executive 

Council shall commit to his charge ; 
b ) To issue all notices convening meetings of the court , the Executive Council, the Academic Council and of any 

Committees appointed by those authorities. 
c ) To keep the minutes of all the meetings of the Court, the Executive Council, the Academic Council and of any 

Committees appointed by those authorities . 
d ) To conduct the official correspondence of the court, the Executive Council and the Academic Council; 
e ) To supply to the visitor, copies of the agenda of the meetings of the authorities of the University as soon as they 

are issued and the minutes of such meetings; 
f) To represent the University in suits or proceedings by or against the University , sign powers of attorney and 

verify pleadings or depute his representative for the purpose ; and 
g ) To perform such other duties as may be specified in the Statutes, the Ordinances or the Regulations or as may be 
required from time to timeby the Executives Council or the Vice -Chancellor. 

Ordinance No: 11 
EMOLUMENTS and TERMS & CONDITIONS OF SERVICE OF THE FINANCE OFFICER 

(Section 28 ( 1) (0 ) & Statute 7 (3 ) & 7 (6 )(b ) of the Central Universities Act 2009 ] 
1) The Finance Officer shall be a whole-time salaried officer appointed on the basis of direct recruitment on the 

recommendations of a Selection committee constituted for the purpose for tenure of five years which can be renewed 
for a similar term by the Executive Council and shall be placed in the scale of pay as recommended by the 

University Grants Commission and adopted by the Executive Council from time to time. 
2 ) Provided that the Finance Officer shall retire on attaining the age of sixty -two years. 
3 ) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is, by reason of illness , absence or any 

other cause , unable to perform the duties of his office , the duties of the office shall be performed by such person as 

the Vice - Chancellor may appoint for the purpose . 
4 ) In case the Finance Officer is appointed on deputation from the Government or any other Organisation /Institution , 

the terms and conditions of his /her service shall be governed by the Deputation Rules of Government of India . 
Provided that the Finance Officer appointed on deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the 
Executive Council on the recommendation of the Vice -Chancellor 
Where an employee of this university or any other Institution /Government and its organisations is appointed as 
Finance Officer , he/ she shall continue to be governed by the same retirement benefit scheme, (namely general 
Provident Fund / Contributory Provident Fund / Pension /Gratuity / Transfer TA ) to which he was entitled prior to his 

appointment as the Finance Officer , and till he/ she continues to hold his /her lien on that post. 
6 ) Finance Officer shall be entitled to a unfurnished residential accommodation for which he/she shall pay the 

prescribed licence fees as applicable to the category of the house . 
Finance Officer shall be entitled to the facility of staff car between the Office and his/her residence and shall also be 

entitled to free telephone with STD facility . 
8 ) The terms and conditions of service , leave, allowances, provident fund and other terminal benefits of the Finance 

Officer shall be such as prescribed by the University from time to time for its non -vacation staff. 
9 ) The Finance Officer shall be ex officio Secretary of the Finance committee , but shall not be its member. 
10 ) The Finance Officer shall : 

a ) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise it as regards its financial policy ; 
b ) perform such other financial functions as may be assigned to him by the Executive Council or the Vice 

Chancellor or as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances . 
11) Subject to the control of the Executive Council , the Finance Officer shall 

a ) hold and manage the property and investments of the University including trust and endowed property ; 
b ) ensure that the limits fixed by the Executive Council for recurring and nonrecurring expenditure for a year are 

not exceeded and that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted . 
be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the University and for their presentation 

to the Executive Council ; 
d ) keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investments; 
e ) watch the progress of the collection of revenue and advise on the methods of collection employed ; 


5 ) 


[ TT III - QU5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


41 


f) ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipment are maintained up - to - date and that stock 

checking is conducted , of equipment and other consumable materials in all offices, Departments , Centres and 

Specialized Laboratories ; 
g) bring to the notice of the Vice - Chancellor unauthorised expenditure and other financial irregularities and 

suggest disciplinary action against persons at fault ; and 
h ) call for from any office , Department, Centre , Laboratory , College or Institution maintained by the University 

any information or returns that he may consider necessary for the performance of his duties . 
12 ) Any receipt given by the Finance Officer or the person or persons duly authorized in this behalf by the Executive 

council for any money payable to the University shall be sufficient discharge for payment of such money . 


1 . 


Ordinance No: 12 
EMOLUMENTS AND TERMS & CONDITIONS OF SERVICE OF THE CONTROLLER OF 

EXAMINATIONS 
[ Section 28 (1 )(0 ) & Statute 8 (3 ) of the Central Universities Act 2009 ] 
The Controller of Examinations shall be entitled to receive salary and allowances as prescribed by the Central 
Government and as adopted by the Executive Council from time to time. 
The terms and conditions of service of the Controller of Examinations shall be such , as prescribed for other non 

vacation employees of the University . 
3 . In case the Controller of Examinations is appointed on deputation from the Government or any other 

Organisation /Institution , the terms and conditions of his/ her service shall be governed by the Deputation Rules 
of the University . Provided that the Controller of Examinations appointed on deputation may be repatriated 
earlier than the stipulated period by the Executive Council on the recommendation of the Vice - Chancellor 
The Controller of Examination shall be entitled to a unfurnished residential accommodation for which he/ she 
shall pay the prescribed licence fees as applicable to the category of the house. 
The Controller of Examinations shall be entitled to the facility of staff car between the Office and his /her 
residence and shall also be entitled to free telephone with STD facility . 
The terms and conditions of service of the Controller of Examinations shall be such as prescribed by the 

University from time to time for its non - vacation staff. 
7 . Subject to the provision of the Act, Statutes and Ordinance, the Controller of Examinations shall perform the 

duties in regard to the examinations and shall perform such duties and functions as may be assigned to him from 
time to time by the Executive Council or Vice -Chancellor . 

Ordinance No : 13 
EMOLUMENTS and TERMS & CONDITIONS OF SERVICE OF THE LIBRARIAN 

[Under Section 28 ( 1) (0 ) & Statute 9 (2 ) of the Central Universities Act 2009 ] 
1) Librarian shall be entitled to receive salary and allowances as prescribed by the Central Government and as adopted 

by the Executive Council from time to time. 
2 ) The terms and conditions of service of the Librarian shall be such , as prescribed for other non - vacation employees of 

the University . 
3 ) In case the Librarian is appointed on deputation from the Government or any other Organisation /Institution , the 

terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of the University . Provided that 
the Librarian appointed on deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the Executive Council 

on the recommendation of the Vice -Chancellor . 
4 ) The Librarian shall be entitled to a unfurnished residential accommodation for which he /she shall pay the prescribed 

licence fees as applicable to the category of the house 
5 ) The Librarian shall be entitled to the facility of free telephone with STD facility at his/her residence. 

The terms and conditions of service of the Librarian shall be such as prescribed by the University from time to time 

for its non - vacation staff. 
7 ) The Librarian shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him / her from time to time 
by the Executive Council or by the Vice Chancellor. 

Dr. SANJIV SHARMA, Controller of Examinations and 

Registrar (Additional Charge ) 
[ADVT.-III /4 / Exty ./476 / 16 ]] 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2017 .03. 30 
13:51:31 + 05 30 


